शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/09/ 2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 

जी. 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 14 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 6 अप्रैल 2018 - चैत्र 16 , शक 1940 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.– ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम . 


, 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 25 जनवरी 2018 


क्रमांक ई 1-01/ 2018/ एक - 2. - राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री मयंक वरवड़े, भा.प्र.से. , ( BH:2001 ) , संयुक्त सचिव , स्कूल शिक्षा 
विभाग, संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, मिशन संचालक , सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन 
को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, सर्वशिक्षा अभियान के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक , राज्य साक्षरता मिशन 
प्राधिकरण तथा प्रबंध संचालक , राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


593 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018 . 


594 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


2 . 


श्री वरवड़े द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मिशन संचालक , सर्वशिक्षा अभियान के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय 
प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियम -12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के 
संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2018 


क्रमांक ई 1-01 / 2018/ एक - 2. - राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री आशीष भट्ट, भा.व.से. ( 1988 ), सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी 
विभाग एवं सचिव, उच्च शिक्षा ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक , 
आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


श्री आशीष भट्ट द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सुश्री रीना बाबा 
साहेब कंगाले, भा.प्र.से. ( 2003 ) विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास , पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक 
विकास विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास केवल 
संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी. शेष प्रभार यथावत रहेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अजय सिंह , मुख्य सचिव. 


खनिज साधन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2018 


शुद्धि पत्र 


क्रमांक एफ 7-29/ 2012/12.- छत्तीसगढ़ राजपत्र ( साधारण ) क्रमांक 10, दिनांक 09 मार्च, 2018 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ गौण 
खनिज नियम, 2015 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक एफ 7-29/ 2012/ 12, 05 मार्च, 2018 के हिन्दी पाठ में , 


1 . 


राजपत्र का पृष्ठ क्रमांक 508 पर उक्त अधिसूचना की पैरा -1 की पंक्ति 3 में “निम्नलिखिनत ” के स्थान पर “निम्नलिखित 
और ” पढ़ा जाये, 


2 . 


राजपत्र का पृष्ठ क्रमांक 508 पर उक्त अधिसूचना की अनुसूची - तीन में तालिका के ऊपर “ स्वामित्व की दरें ” के स्थान पर 
“ स्वामिस्व की दरें ” पढ़ा जाये , 


3 . 


1 


राजपत्र का पृष्ठ क्रमांक 508 की अनुसूची - तीन की तालिका के स.क्र . 1 के सम्मुख कॉलम 2 की पंक्ति 3 में “विशिष्ट आकार 
में ब्लाक्स " के स्थान पर “विशिष्ट आकार के ब्लाक्स ” पढ़ा जाये, 


2 . 


उपरोक्त संशोधन के साथ खनिज साधन विभाग की उक्त अधिसूचना का छत्तीसगढ़ राजपत्र ( साधारण ) क्रमांक 12, दिनांक 23 मार्च, 
2018 के भाग -1 पृष्ठ क्रमांक 555 एवं 558 में पुनः प्रकाशित किया गया है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

इफ्फत आरा , उप - सचिव. 


HT1 1 ] 


ETTİH TE 1519 , fcrich 6 31 2018 


595 


LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT 

Mantralaya,Mahanadi Bhawan , Naya Raipur 


Naya Raipur the 6th February 2018 


No. 1257 /128 /XXI- B / 2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub - rule (1 ) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Amit Matre S /o Shri Samaru LalMatre (Category -Unreserved 
Merit No. 14 ) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080 
44,770 under clause (a ) of Sub -rule ( 1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and 
Conditions of Service ) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the 
date he assumes charge of his office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit , 
considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false, fabricated , untrue, 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee, on the basis of this 
order. 


Naya Raipur the 6th February 2018 


No. 1259 /198 /XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub -rule ( 1 ) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules , 2006 the State Government, hereby appoints Shri Deepak Kumar Sharma S /o Shri Mohan Lal Sharma (Cat 
egory -Unreserved Merit No. 10 ) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920 
40,450-1,080-44,770 under clause (a ) of Sub -rule ( 1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruit 
ment and Conditions of Service ) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order, 
from the date he assumes charge of his office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during his 
selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit , 
considering them to be correct , bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false, fabricated , untrue, 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee , on the basis of this 
order. 


Naya Raipur the 6th February 2018 


No. 1261/205 /XXI-B / 2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub -rule ( 1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Suresh Toppo Slo Late Shri Patras Toppo ( Category - Sched 
uled TribeMerit No. 38 ) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450 
1,080-44,770 under clause ( a ) of Sub -rule ( 1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and 
Conditions of Service) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the 
date he assumes charge of his office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit , 
considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false , fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee , on the basis of this 
order. 


596 


ESTINY TE 17647 , facich 6 BTÀST 2018 


[ 4T 1 


Naya Raipur the 6th February 2018 


No. 1263/ 200 /XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub -rule ( 1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Ankita MadanlalGupta D /o Shri MadanlalGupta (Category 
Other Backward Classes (F ) Merit No. 19 ) on the Post of Civil Judge ( Entry Level ) in the Pay Scale of 27,700-770 
33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a ) of Sub -rule ( 1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service 
(Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further 
order, from the date she assumes charge of her office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit , 
considering them to be correct, bonafide and true . This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false , fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee, on the basis of this 
order. 


Naya Raipur the 6th February 2018 


No. 1265/414 /XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub-rule ( 1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku, Preeti Pandey D /o Shri Suresh Kumar Pandey (Category 
Unreserved (F - E ) Merit No. 13 ) on the Post of Civil Judge ( Entry Level ) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920 
40,450-1,080-44,770 under clause (a ) of Sub -rule ( 1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruit 
ment and Conditions of Service ) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order, 
from the date she assumes charge of her office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit , 
considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false , fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee , on the basis of this 
order. 


Naya Raipur the 6th Februay 2018 


No. 1267/242 /XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub -rule ( 1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku , Shweta Mishra D /o Shri Akhil Mishra (Category - Unreserved 
(F ) Merit No. 06 ) on the Post of Civil Judge ( Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080 
44,770 under clause (a ) of Sub - rule (1 ) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and 
Conditions of Service ) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the 
date she assumes charge of her office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, 
considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false , fabricated , untrue, 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee , on the basis of this 
order. 


HT1 1 ] 


SOTIRTIE 1999, fari 6 3TİST 2018 


597 


Naya Raipur the 6th February 2018 


No. 1269/288 /XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub -rule ( 1 ) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shweta Patel D /o Shri Brijendra Patel (Category -Unreserved (F ) 
Merit No. 03) on the Post of Civil Judge ( Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080 
44,770 under clause (a ) of Sub -rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service ( Recruitment and 
Conditions of Service ) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the 
date she assumes charge of her office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, 
considering them to be correct, bonafide and trure. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false , fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee , on the basis of this 
order. 


Naya Raipur the 6th February 2018 


No. 1271/424 /XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub - rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules , 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Aarti Thakur D /o Shri Chandrabhan Singh (Category 
Scheduled Tribe (F - E ) Merit No. 39 ) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090 
920-40,450-1,080-44,770 under clause (a ) of Sub -rule ( 1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service 
(Recruitment and Conditions of Service ) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further 
order, from the date she assumes charge of her office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit , 
considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false , fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee , on the basis of this 
order. 


Naya Raipur the 6th February 2018 


No. 1273 /3875 /XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub - rule (1 ) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Geeta Brij D /o Shri Manmohan Brij (Category -Scheduled 
Tribe (F -E ) Merit No. 36 ) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450 
1,080-44,770 under clause (a ) of Sub -rule (1 ) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and 
Conditions of Service ) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the 
date she assumes charge of her office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit , 
considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false , fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee , on the basis of this 
order. 


598 


ESTİTY TE 17647 , facich 6 BTÀST 2018 


[ 4T 1 


Naya Raipur the 6th February 2018 


No. 1275 / 368/XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub - rule ( 1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Arun Norge S /o Shri Hemudas Norge (Category -Scheduled 
Caste Merit No. 21 ) on the Post of Civil Judge (Entry Level ) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450 
1,080-44,770 under clause (a ) of Sub -rule ( 1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and 
Conditions of Service ) Rules , 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order , from the 
date he assumes charge of his office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit , 
considering them to be correct, bonafide and trure. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false , fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee , on the basis of this 
order. 


Naya Raipur the 6th February 2018 


No. 1277 /116 /XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub - rule ( 1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules , 2006 the State Government, hereby appoints Shri Ishan Vyas S /o Shri Virendra Vyas ( Category -Unreserved 
Merit No. 12 ) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080 
44,770 under clause (a ) of Sub- rule (1 ) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and 
Conditions of Service ) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the 
date he assumes charge of his office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit, 
considering them to be correct , bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false , fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee, on the basis of this 
order . 


Naya Raipur the 6th Ferbuary 2018 


No. 1279 /301/XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub - rule ( 1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku . Ruchita Agrawal D /o Shri Ashok Agrawal (Category - Unre 
served (F -E ) Merit No. 11) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920 
40,450-1,080-44,770 under clause (a ) of Sub - rule (1 ) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruit 
ment and Conditions of Service) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order, 
from the date she assumes charge of her office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit , 
considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed , false , fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee , on the basis of this 
order . 


HT1 1 ] 


SOTITIE 17499, fari 6 3TİST 2018 


599 


Naya Raipur the 21st February 2018 


No. 1803 /666 /XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub -rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Anshul Minz Slo Shri Linus Minz (Category -Scheduled 
Tribe Merit No. 33 ) on the Post of Civil Judge ( Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450 
1,080-44,770 under clause (a ) of Sub - rule ( 1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and 
Conditions of Service ) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the 
date he assumes charge of his office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit , 
considering them to be correct, bonafide and trure. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false , fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee , on the basis of this 
order. 


Naya Raipur the 21st February 2018 


No. 1805 /611/XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub -rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules , 2006 the State Government, hereby appoints Shri Mayank Soni S /o Shri Lal Bahadur Soni (Category 
Unreserved Merit No.05) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450 
1,080-44,770 under clause (a ) of Sub -rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service ( Recruitment and 
Conditions of Service) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the 
date he assumes charge of his office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit , 
considering them to be correct , bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false , fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee , on the basis of this 
order. 


Naya Raipur the 21st February 2018 


No. 1807 /490 /XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub -rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Ankita Kashyap D /o Late Shri Tileshwar Prasad Kashyap 
( Category -Other Backward Classes (F - E ) Merit No. 24 ) on the Post of Civil Judge (Entry Level ) in the Pay Scale of 
27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause ( a ) of Sub -rule ( 1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower 
Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two 
years or till further order , from the date she assumes charge of her office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, 
considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false, fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee, on the basis of this 
order. 


600 


STRY TE 1549, FGrics 6 31 2018 


[ 4T 1 


Naya Raipur the 21st February 2018 


No. 1809/620 /XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub - rule (1 ) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Virendra Singh S /o Shri Dilharan Singh (Category - Sched 
uled Tribe Merit No. 37) on the Post of Civil Judge ( Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450 
1,080-44,770 under clause (a ) of Sub - rule ( 1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and 
Conditions of Service ) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the 
date he assumes charge of his office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit, 
considering them to be correct, bonafide and true . This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false , fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee, on the basis of this 
order. 


Naya Raipur the 24st February 2018 


No. 1945 /736 /XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub -rule ( 1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service ) 
Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Dolly Dhruw D /o Shri Hulas Ram Dhruw (Category -Scheduled 
Tribe (F -E )Merit No. 32 ) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450 
1,080-44,770 under clause (a ) of Sub - rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and 
Conditions of Service ) Rules, 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the 
date she assumes charge of her office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, 
considering them to be correct, bonafide and true . This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false , fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such even no right shall be created , in favour of the appointee, on the basis of this 
order. 


Naya Raipur the 24th February 2018 


No. 1947/646 /XXI- B /2018. — In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India 
read with sub -rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) 
Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Aashish Dahariya S /o Shri A. L. Dahariya (Category - Sched 
uled Caste Merit No. 30 ) on the Post of Civil Judge ( Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450 
1,080-44,770 under clause (a ) of Sub - rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service ( Recruitment and 
Conditions of Service ) Rules , 2006 , temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the 
date he assumes charge of his office . 


This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appointee during 
his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit , 
considering them to be correct, bonafide and trure . This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case 
any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed , false , fabricated , untrue , 
concocted or misleading and in such event no right shall be created , in favour of the appointee, on the basis of this 
order. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

RAVISHANKAR SHARMA, Principal Secretary. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


601 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं आपदा 

प्रबंधन विभाग 


जशपुर , दिनांक 5 फरवरी 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 / अ-82 / 2012-13 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


0.765 


बनगांव “ बी ” 
प.ह.नं. 24 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, जशपुर. 


लोकेर जलशय योजना 
की बांयी तट शाखा नहर 
का भू - अर्जन प्रकरण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर, दिनांक 5 फरवरी 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/ अ-82/2012-13. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


1.259 


पेमला 
प.ह.नं. 25 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , जशपुर. 


लोकेर जलशय योजना 
की दॉयी तट शाखा नहर 
का भू - अर्जन प्रकरण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


602 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


जशपुर, दिनांक 9 फरवरी 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/ अ -82 / 2012-13.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


1.683 


जमरगी 
( झिंगरेल ) 
प.ह.नं. 26 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , जशपुर . 


लोकेर जलशय योजना 
की दॉयी तट शाखा नहर 
का भू - अर्जन प्रकरण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर, दिनांक 9 फरवरी 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/ अ -82 / 2014-15 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


0.388 


जामझोर 
प.ह.नं. 38 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , जशपुर . 


गेरानाला जलाशय 
योजना की टोंगरी शाखा 
नहर क्र . 01 का भू 
अर्जन प्रकरण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


603 


जशपुर , दिनांक 9 फरवरी 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/ अ -82 / 2012-13.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


1.277 


रेड़े 
प.ह.नं. 28 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , जशपुर. 


लोकेर जलाशय योजना 
की दॉयी तट शाखा नहर 
का भू - अर्जन प्रकरण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

प्रियंका शुक्ला , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


खसरा नम्बर 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


248/1 


0.113 


258/1 


0.073 


कोरबा, दिनांक 13 फरवरी 2018 


259 


0.024 


260 


0.008 


263/3 


0.081 


263/4 


0.138 


249/1 


0.081 


251/1 


0.093 


क्रमांक 2077/ अ -82 /2018.- चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 
( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


251/2 


0.036 


257 


0.073 


254 


0.145 


- 


255 


0.016 


256/3 


0.016 


अनुसूची 


256/1 


0.073 


256/2 


0.032 


256/4 


0.008 


263/1 


0.117 


263/2 


0.041 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - कोरबा 
( ख ) तहसील - पोंड़ीउपरोड़ा 
( ग ) नगर/ ग्राम - पोंड़ीउपरोड़ा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.370 हेक्टेयर 


263/5 


0.202 


योग 


19 


1.370 


604 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


खसरा नम्बर 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - पोंड़ीउपरोड़ा 

बांगो मार्ग पर तान नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु . 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), पोंडीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


29/1 


0.182 


29/2 


0.121 


कोरबा, दिनांक 13 फरवरी 2018 


24 


0.125 


35 / 1 क 


0.073 


36/1 


0.142 


35/1 ग 


0.065 


35/1 ख 


0.057 


क्रमांक 2080 / अ -82/ 2018. - चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 
( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


36/2 


0.008 


योग 


08 


0.773 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - पोंड़ीउपरोड़ा 

बांगो मार्ग पर तान नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. 


अनुसूची 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), पोंड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोरबा 
( ख ) तहसील - पोंड़ीउपरोड़ा 
( ग ) नगर/ ग्राम - बांगो 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.773 हेक्टेयर 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मो . कैसर अब्दुल हक , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग 
विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, शांतिनगर , रायपुर ( छ.ग.) 


रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2018 


क्रमांक 79 / छ.ग.रा.वि.नि.आ. / 2018. विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 50 सहपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थकारी सभी अन्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात, छत्तीसगढ़ 
राज्य विद्युत विनियामक आयोग, एतदद्वारा , छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते 
हैं , अर्थात् : 


छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन ) 2018 


1 . 


संक्षिप्त नाम , परिभाषाएं तथा प्रारंभः 
( 1) ये संशोधन “ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन ) 2018 " कहलायेंगे. 
( 2 ) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे. 
( 3 ) सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्तियां जो इस संहिता में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नही है, उनके वही अर्थ 

होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 ( जो इसमें इसके पश्चात मूल संहिता के रूप 
में निर्दिष्ट है ) में है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


605 


2 . 


1.6 


मूल संहिता के विनियम 1.6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः 

आयोग , नियमित आधार पर उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए विनियम के साथ साथ इस 
विद्युत प्रदाय संहिता की समीक्षा हेतु, विद्युत प्रदाय संहिता पुनर्विलोकन समिति (पुनर्विलोकन समिति ) का 
गठन करेगा. पुर्नाविलोकन समिति में निम्न सदस्य होंगे: 
( ए ) कार्यपालक निदेशक / मुख्य अभियंता ( संचालन एवं संधारण ), छ.ग.रा.वि.वि.कं.लि., राज्य वितरण 

अनुज्ञप्तिधारी, समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे . 
( बी ) कार्यपालक निदेशक / मुख्य अभियंता ( वाणिज्य एवं योजना), छ.ग.रा.वि.पा.कं.लि., राज्य पारेषण 

उपयोगिता (एसटीयू), समिति के पदेन सदस्य होंगे. 
( सी ) अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि 
( डी ) एलटी उपभोक्ता, एचटी उपभोक्ता, ईएचटी उपभोक्ता, उनके संगठन एवं कोई अन्य उपभोक्ता 

समूह; तथा कोई अन्य हितबद्ध समूह, एनजीओ सहित , जैसा कि आयोग उचित समझे, 
सदस्य. 


सदस्य. 


परंतु यह कि समीक्षा समिति की कार्यवाहियां, केवल किसी रिक्त या गठन में त्रुटि की 
विद्यमानता के आधार पर ही निरसित नही होगी तथा ऐसे मामलों पर आयोग का विनिश्चय, अंतिम एवं 
निर्णयात्मक होगा । 
टीपः ( सी ) एवं ( डी ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि , दो वर्ष की अवधि के लिये होगी. 


3 . 


1.7 


मूल संहिता के विनियम 1.7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 

समीक्षा समिति का अध्यक्ष, सदस्य सचिव के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा. संबधित 
अनुज्ञप्तिधारी, समिति को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सभी अपेक्षित सहायता, प्रशासनिक या अन्यथा, 
की व्यवस्था करेगा. 


4 . 


मूल संहिता के विनियम 2.1, उप - विनियम ( ओ), ( डब्ल्यूडब्ल्यू) एवं ( सीसीसी) को निम्नलिखित 
द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 
( ओ ) 

संबंद्ध भार से अभिप्रेत है उपभोक्ता के परिसर में सभी उर्जा उपभोग यंत्रों की सकल विनिर्माण 
रेटिंग, जिसे साथ साथ उपयोग किया जा सकता हो. यह , कि.वा. या हा.पा. में अभिव्यक्त 
किया जायेगा तथा इस संहिता में संस्थापन की रेटिंग पर विनियम 5.48 में वर्णित प्रक्रिया के 

अनुसार भी निर्धारित किया जा सकता है. 
( डब्ल्यूडब्ल्यू ) ग्रामीण क्षेत्र से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यथा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र. 
( सीसीसी ) नगरीय क्षेत्र से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र . 


5 . 


मूल संहिता के ( सीसीसी) के पश्चात , निम्नानुसार नवीन परिभाषाएं ( डीडीडी), (ईईइ ) एवं 
( एफएफएफ ) जोड़ा जाये : 
( डीडीडी) सामान्य कनेक्शन से अभिप्रेत है विद्युत कनेक्शन , जहां मुख्य वितरण एवं आपूर्ति बिन्दु के बीच 

की दूरी 30 मीटर के भीतर हो और विद्यमान वितरण साधन (मेन्स ) का परिवर्धन / संवर्धन / 
उन्नयन , अपेक्षित न हो . 
"विस्तारित प्रकरण से अभिप्रेत है ऐसे सभी प्रकरण , जो सामान्य कनेक्शन क्षेत्र के अन्तर्गत न 

आता हो . 
( एफएफएफ ) आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार से अभिप्रेत है उपभोक्ता के मांग की पूर्ति के लिए वितरण प्रणाली के 

विस्तार , उन्नयन करने एवं सामर्थ्य बनाने की लागत . 


606 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


6 . 


मूल संहिता के विनियम 3.4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः 

आपूर्ति वोल्टेज - वार न्यूनतम एवं अधिकतम संविदा मांग , सामान्य रूप से निम्नानुसार होगाः 


3.4 


आपूर्ति वोल्टेज 


न्यूनतम संविदा मांग 


अधिकतम संविदा मांग 


230 वोल्ट 
440 वोल्ट 
11 कि.वो. 
33 कि.वो. 
132 कि.वो 
220 कि.वो. 


3 कि.वा. से अधिक 
60 कि.वो.ए. 
60 कि.वो.ए. 
4000 कि.वो.ए. 
15000 कि.वो.ए. 


3 कि.वा 
150 हा.पा. या 112 कि.वा. तक 
500 कि.वो.ए. 
15000 कि.वो.ए. 
40000 कि.वो.ए. 
150000 कि.वो.ए. 


परंतु यह कि तकनीकी कारणों से, अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात 
उपरोक्त प्रावधान को शिथिल कर सकेगा. 100 हा.पा. से अधिक एलटी कनेक्शनों की मीटरिंग , एचटी 
साइड पर व्यवस्थित किया जायेगा. एचटी एवं ईएचटी उपभोक्ता, जो उपरोक्त यथा विहित अधिकतम 
सीमा से अधिक संविदा मांग रखते हैं , ऐसे अतिरिक्त प्रभार उदग्रहित किया जायेगा, जैसा कि संबंधित 
टेरिफ आदेश में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट हो. 


7 . 


4.3 


मूल संहिता के विनियम 4.3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 

वितरण साधन (मेन्स ) के विस्तार तथा नवीन उपभोक्ता की मांग की पूर्ति एवं विद्यमान उपभोक्ता के भार 
संवर्धन के लिए अपेक्षित प्रणाली के विस्तार / उन्नयन की लागत , अधिनियम की धारा 46 के अनुसार 
आयोग द्वारा यथा अनुमोदित विविध एवं सामान्य प्रभार में किये गये प्रावधानों के अनुसार होगा. 


परंतु यह कि अनुज्ञप्तिधारी, मांग अध्यपेक्षा, चाहे वह सामान्य कनेक्शन या विस्तार प्रकरण हो , 
की पूर्ति के लिए, कृषि से भिन्न सभी उपभोक्ता संवर्गों से आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार वसूल करेगा. 


8 . 


4.4 


मूल संहिता के विनियम 4.4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये : 

यदि एलटी औद्योगिक कनेक्शन, चाहे नवीन या विद्यमान भार का संवर्धन हो , के मामले में , जिससे 
विद्यमान ट्रांसफार्मर की क्षमता का संवर्धन या पृथक ट्रांसफार्मर का संस्थापन अपेक्षित हो , यदि 
सार्वजनिक भूमि पर उपकेन्द्र स्थापित किया जाना सम्भव न हो तो उपभोक्ता ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र और 
स्विचगियर के लिए सुलभ पहुंच वाली भूमि / कक्ष बिना मूल्य उपलब्ध करायेगा, जिसके लिए कोई भाड़ा 
या प्रीमियम, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नहीं दिया जायेगा. 


9 . 


4.8 


मूल संहिता के विनियम 4.8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः 

यदि एलटी कनेक्शन की निस्तार में वितरण प्रणाली का विस्तार या अन्यथा अंतर्वलित होता है तो सर्विस 
लाइन बिछाने का कार्य प्राधिकृत अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा 
तथा अनुज्ञप्तिधारी की मांग पर टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा. 


10 . 


4.9 


मूल संहिता के विनियम 4.9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः 

ऐसे प्रकरणों में , जहां वितरण साधन (मेन्स ) का विस्तार अपेक्षित हो, तो अनुज्ञप्तिधारी, विविध एवं सामान्य 
प्रभारों में यथा विनिर्दिष्ट विस्तार लागत और आपूर्ति सामर्थ्य प्रभारों को वसूलने के पश्चात लाइन विस्तार 
( 30 मी. से अधिक ) कार्य पूर्ण कर सकता है । तथापि , ऐसे प्रकरण में , उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 
अनुमोदित लेआउट , ड्राइंग तथा डिजाइन के अनुसार प्राधिकृत अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार के माध्यम से सभी 
लाइन विस्तार कार्य को निष्पादित करने हेतु प्राथमिकता रखता हो , ऐसे प्रकरणों में , उपभोक्ता से , आपूर्ति 
सामर्थ्य प्रभार के अतिरिक्त सामग्री की लागत तथा मजदूर प्रभार पर आयोग द्वारा यथा अनुमोदित 
पर्यवेक्षण प्रभार का भुगतान करना अपेक्षित होगा । सभी लाइन विस्तार कार्य के पूर्ण होने पर यह 
परिसंपत्ति अनुज्ञप्तिधारी को सौप दिया जायेगा तथा कनेक्शन के निस्तार के पश्चात, लाइन को 
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वामित्वधीन रखा जायेगा तथा संधारण किया जायेगा. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


607 


11. 


4.15 


मूल संहिता के विनियम 4.15 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 

नवीन कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को भी संलग्न किया जायेगा: 
i ) डीएलएफ / बीपीएल प्रयोजन : 

ए ) आवेदक का फोटो चस्पा किया हुआ पहचान का प्रमाण (विहित अनुसार ). 
बी ) परिसर के स्वामित्वता का दस्तावेज / स्वामी से एनओसी यदि आवेदक , परिसर का 

किरायादार हो . 
सी ) राज्य शासन द्वारा अनुमोदित प्रचलित बीपीएल सूची के बीपीएल प्रयोजन हेतु , 


ii ) 


एनडीएलएफ प्रयोजन : 
ए ) आवेदक का फोटो चस्पा किया हुआ पहचान का प्रमाण (विहित अनुसार). 
बी ) परिसर के स्वामित्वता का दस्तावेज / स्वामी से एनओसी यदि आवेदक , परिसर का 

किरायादार हो . 


iii ) 


कृषि / संबद्ध कृषि प्रयोजन: 
ए ) परिसर के स्वामित्वता / कब्जे का विधिक दस्तावेज . 
बी ) आवेदक का फोटो चस्पा किया हुआ पहचान का प्रमाण (विहित अनुसार). 


iv ) 


औद्योगिक प्रयोजन : 
ए ) परिसर के स्वामित्वता / कब्जे का विधिक दस्तावेज. 
बी ) प्राधिकार पत्र यदि आवेदक फर्म / कंपनी का भागीदार है और पहचान का फोटो 

प्रमाण यदि आवेदक , फर्म का स्वामी है . 


v ) 


- 


लोक उपयोगिता प्रयोजन: 
ए ) 

कोई दस्तावेज नहीं । 


12. 


4.16 


मूल संहिता के विनियम 4.16 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः 

आयोग द्वारा यथा विनिश्चित रजिस्ट्रेशन - कम -प्रोसेसिंग फीस, नवीन कनेक्शन / भार संवर्धन हेतु 
उदग्रहित किया जायेगा. ये प्रभार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वापस नहीं किये जायेंगे किन्तु भविष्य के विद्युत 
देयक में समायोजित किये जायेंगे. 


पहचान का प्रमाण: 
निम्नलिखित स्व - प्रमाणित कोई भी दस्तावेज, स्वीकृतयोग्य पहचान के प्रमाण के रूप में विचारणीय 
होंगे : 
( ए ) यदि आवेदक व्यक्ति है : 

(i) मतदाता पहचान पत्र 
(ii) पासफोर्ट 
(iii ) ड्राइविंग लाइसेंस 
(iv ) 

राशन कार्ड 
( V) शासकीय अभिकरण द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र 
( vi ) पैन कार्ड 
(vii) सरपंच या कोई ग्राम स्तरीय शासकीय कार्यकारी जैसे पटवारी / पोस्टमास्टर / 

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी आदि से फोटो प्रमाणपत्र 
(viii) 

आधार कार्ड 
( ix ) मनरेगा रोजगार कार्ड 

पेंशन दस्तावेज फोटो सहित 
( xi ) बैंक 

पासबुक 

फोटो सहित 
( xii) स्वास्थ्य बीमा कार्ड 


608 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


( बी ) 


यदि आवेदक कंपनी, न्यास, शैक्षणिक संस्थान, शासकीय विभाग आदि है, तो आवेदन प्ररूप, 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और संबंधित संस्थान के संबंधित संकल्प / प्राधिकार 
पत्र के साथ होगा. 
टीप: - अनुज्ञप्तिधारी, सत्यापन हेतु उपभोक्ता से मूल दस्तावेजों को मांग सकेगा. 


13. 


मूल संहिता के विनियम 4.17 को विलोपित किया जाये . 


14 . 


4.33 


मूल संहिता के विनियम 4.33 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये : 

यदि उपभोक्ता, स्वयं लाइन विस्तार कार्य निष्पादित करने हेतु अधिमानता रखता है तो उपभोक्ता, समय 
समय पर आयोग द्वारा यथा अनुमोदित लागू पर्यवेक्षण प्रभार और आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार का भुगतान 
करेगा. उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य के आवश्यक पर्यवेक्षण करने हेतु विस्तार कार्य के प्रारंभ के 
बारे में अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में अग्रिम सूचना देगा. उपभोक्ता को कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व अग्रिम 
में आवश्यक वैधानिक अनुमति अभिप्राप्त करना होगा. उपभोक्ता, इस संहिता के विनियम 4.58 में विहित 
समय सूची के भीतर विस्तार कार्य भी पूर्ण करेगा, तथा अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में विस्तार कार्य के 
पूर्ण होने की तिथि की सूचना 

देगा . 


15 . 


4.50 


मूल संहिता के विनियम 4.50 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 

संबंधित फीडर से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के इच्छुक उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी सुविधा के लिए 
अनुरोध कर सकेगा. संबंधित फीडर को सब - स्टेशन से उपभोक्ता के आपूर्ति बिन्दु में , यदि साध्य हो , 
विस्तारित किया जा सकेगा. ऐसे मामले में , उपभोक्ता, फीडर के लगाने एवं आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार के 
लागत के अतिरिक्त, इस फीडर के लिए सब - स्टेशन में प्रावधानित खण्ड ( Bay) एवं सभी सुरक्षा 
स्वीचगीयर एवं इसके उपकरणों की लागत भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा. यदि उपभोक्ता, स्वयं 
का फीडर लगाने का कार्य निष्पादित करने की अधिमानता रखता है तो उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को 
पर्यवेक्षण प्रभार भुगतान करने के पश्चात " अ " श्रेणी के विद्युत ठेकेदार के माध्यम से कार्य निष्पादित 
करेगा. ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में संबंधित फीडर लगाने के 
गुणदोष के आधार पर संभाव्यता की जांच करेगा. ऐसे संबंधित फीडर, अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति होगी 
तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसका संधारण किया जायेगा. ऐसे फीडर का , उस उपभोक्ता, जिसने लाइन 
एवं खण्ड ( Bay) का भुगतान किया है, की सहमति के बिना, उसके कार्य की तिथि से दो वर्ष की आरंभिक 
अवधि के भीतर किसी अन्य उपभोक्ता को आपूर्ति विस्तार हेतु प्रयोग नही किया जायेगा. 


16 . 


4.51 


मूल संहिता के विनियम 4.51 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः 

एलटी कनेक्शनों के लिए लाइट और पंखे के भार का निर्धारण : 
( ए) भवन / भवनों के समूह या बहु उपभोक्ता काम्पलेक्स के भार के निर्धारण के लिए, निम्नलिखित 

मानदण्ड अपनाया जायेगा: 


- 


( i ) 


आवासीय उपयोग 


प्रत्येक 250 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए 
नगर निगम 

1.00 कि.वा. 
( ii ) नगरपालिका 

0.75 कि.वा 


( i ) 


( बी ) 


प्रत्येक 400 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए 
(i) नगर पंचायत / ग्राम पंचायत 

0.50 कि.वा. 


( सी ) 


0.50 कि.वा. 


शासन की किसी योजना के अंतर्गत निर्मित किये 
जा रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( ईडब्ल्यूएस ) 
के लिए आवास, प्रत्येक 400 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र 
या उसके भाग के लिए 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


609 


(ii ) 


गैर - आवासीय उपयोग 


( ए ) 


( i ) 


प्रत्येक 200 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए 
नगर निगम 

1.00 कि.वा. 
(ii) नगरपालिका 

0.75 कि.वा 
(iii ) नगर पंचायत / ग्राम पंचायत 

0.50 कि.वा. 


( बी ) 


1.00 कि.वा. 


शेड / भंडारगृह / विद्यालय / धर्मशाला / भाण्डारगार 
के लिए , प्रत्येक 1000 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या 
उसके भाग के लिए 


( बी ) 


हाउसिंग कालोनी में आवासीय भूखण्ड एवं गैर आवासीय भूखण्ड के भार के निर्धारण के लिए, 
निम्नलिखित मानदण्ड अपनाया जायेगा: 


( i) 


आवासीय भूखण्डो हेतु 


( ए) 


प्रत्येक 300 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए 
नगर निगम 

1.00 कि.वा. 
(ii ) नगरपालिका 

0.75 कि.वा 


( i ) 


( बी ) 


प्रत्येक 500 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए 
(i) नगर पंचायत / ग्राम पंचायत 

0.50 कि.वा. 


(ii ) 


गैर - आवासीय भूखण्डो हेतु 


( ए ) 


( i ) 


प्रत्येक 200 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए 
नगर निगम 

1.00 कि.वा 
( ii ) नगरपालिका 

0.75 कि.वा 
(iii ) नगर पंचायत / ग्राम पंचायत 

0.50 कि.वा. 


टीप: 


( i ) 


भार के निर्धारण के लिये उपरोक्त मानदण्ड , लागू नही होगा जहां उपभोक्ता, मांग 
आधारित टेरिफ कनेक्शन के लिए आवेदन करता हो . 


(ii ) 


भार का निर्धारण , हाउसिंग कालोनी / बहु उपभोक्ता काम्पलेक्स के लिए सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना (प्लान ) के अनुसार किया जायेगा. 


(iii ) 


सामान्य सुविधाओं जैसे लिफ्ट, वाटर पम्प, स्ट्रीट लाईट आदि का भार , विकासकर्ता / भवन 
निर्माता / सोसाइटी / उपभोक्ता द्वारा विनिश्चित अनुसार विचारणीय होगा. 


(iv ) 


भार के प्राक्कलन के लिए उपरोक्त प्रक्रिया , भार के निर्धारण में अनुरूपता लाने के 
प्रयोजन के लिए तथा अधोसंरचना व्यवस्थित करने के लिए है. तथापि, सुरक्षानिधि 
आदि , का समाधान, उपभोक्ता एवं वैयक्तिक उपभोक्ता / बहु उपभोक्ता काम्पलेक्स 
एवं हाउसिंग कालोनी द्वारा अनुरोध अनुसार वास्तविक भार के आधार पर किया 
जायेगा. 


(v ) 


भार के संगणना के प्रयोजन के लिए, आवासीय बहु - उपभोक्ता काम्पलेक्स की दशा 
में वैयक्तिक उपभोक्ता के निर्मित क्षेत्रफल को लिया जायेगा, जबकि गैर आवासीय 
बहु - उपभोक्ता काम्पलेक्स की दशा में काम्पलेक्स के पूरे निर्मित क्षेत्रफल विचारणीय 


610 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


होंगे. तथापि, आवेदक , अपने वास्तविक आवश्यकता के आधार पर संगणित भार से 
अधिक के लिए आवेदन कर सकेगा तथा ऐसे प्रकरणों में अधोसंरचना, अध्यपेक्षित भार 
के लिए विकसित करनी होगी. 


( vi ) 


विद्युतिकृत बहु उपभोक्ता काम्पलेक्स / हाउसिंग कालोनी के सौपे जाने के पश्चात , 
यदि वैयक्तिक आवेदक ( जैसे आवास स्वामी, दुकान का स्वामी आदि ) निर्धारित भार 
या संगणित भार से अधिक के लिए आवेदन करता है तो आवेदक से सवर्धित भार के 
लिए विनियम 4.3 के अनुसार व्यवहार किया जायेगा . 


परंतु यह कि वैयक्तिक आवेदक ( जैसे आवास स्वामी, दुकान का स्वामी 
आदि), वैयक्तिक कनेक्शन के समय पूर्व में निर्धारित भार या संगणित भार पर पृथक 
से कोई आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार का भुगतान नही करेगा. 


( vii) 


स्वामी / भवन निर्माता / विकासकर्ता, चरणबद्ध रीति में परियोजना के बाह्य विद्युतिकरण 
के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार, उस चरण के 
निर्धारित / आवेदित भार , जो भी उच्चतर हो, पर लागू होंगे. तथापि, अपेक्षित सब - स्टेशन 
के निर्माण या अन्यथा के लिए भूमि, पूरे अनुमोदित प्लान के आधार पर निर्धारित किये 
जाने चाहिए तथा भूमि , प्रथम चरण के विद्युतिकरण के पूर्व लिया जायेगा. 


17 . 


4.52 


( i ) 


मूल संहिता के विनियम 4.52 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये : 
बहु - उपभोक्ता काम्पलेक्स एवं हाउसिंग कालोनी को आपूर्ति -विशेष शर्ते : 

भवन / भवनों के समूह, जो सामान्यतः इस संहिता के विनियम 4.51 के अनुसार निर्धारित , 50 
कि.वा. या अधिक के कुल भार के लिए एक या एक से अधिक एलटी कनेक्शनों की अपेक्षा करतें 
हैं , को विद्युत आपूर्ति के प्रयोजन के लिए बहु - उपभोक्ता काम्पलेक्स के रूप में समझे जायेंगे. 
बहु - उपभोक्ता काम्पलेक्स में आवासीय, गैर आवासीय एवं वाणिज्यिक काम्पलेक्स, हाउसिंग 
कालोनी, आफिस काम्पलेक्स , शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान आदि शामिल होंगे . 


(ii) 


बहु - उपभोक्ता काम्पलेक्स हेतु आपूर्ति की व्यवस्था, पर्याप्त क्षमता, किन्तु जो आवेदक द्वारा 
उपबंधित स्थान पर 100 कि.वो.ए. की क्षमता से कम न हो , के 

पृथक वितरण ट्रांसफार्मर के 
माध्यम से किया जायेगा. वितरण ट्रांसफार्मर की उच्चतर क्षमता की दशा में , ऐसी क्षमता का 
होगा जो सामान्यतः वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोग किया जाता हो. 
11 कि . वो. लाइन के विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर सब -स्टेशन तथा कालोनी के भीतर एलटी 
लाइन / केबल का बिछाये जाने जैसे बाह्य विद्युतिकरण, विकासकर्ता / भवन निर्माता / हाऊसिंग 
सोसाइटी / उपभोक्ताओं के समूह / उपभोक्ता, जो अपनी लागत पर कनेक्शन हेतु आवेदन करते 
है , द्वारा किया जायेगा. 


(iii ) 


(iv ) 


(V ) 


यदि 33 कि.वो. या 11 कि.वो. अतिरिक्त खण्ड ( Bay), यथास्थिति, विद्यमान / नवीन प्रस्तावित 
33/11 कि.वो. या 132/33 कि.वो. एस / एस में अपेक्षित हो , तो सहबद्ध उपकरणों सहित 
अतिरिक्त खण्ड ( Bay) की लागत , अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जायेगा. 
यदि आवेदक , ट्रांसफार्मर सब -स्टेशन अन्तर्वास में निर्माण करना चाहता है तो आवेदक , ऐसा 
व्यवस्था कर सकता है कि ट्रासफार्मर, ऊर्जापूर्ण होते हुए, शुष्क प्रकार का हो तथा प्रचलित 
नियमों एवं विनियमों के अनुसार सभी सुरक्षा उपाय किया जाना चाहिए तथा अपेक्षित अनुसार 
अनुपालन किया जाना चाहिए. ऐसे प्रकरणों में , अन्तर्वास ट्रांसफार्मर के एचव्ही टरमिनल के लिये 
अनुज्ञप्तिधारी के ओव्हरहेड लाईन को संयोजित करने हेतु अपेक्षित केबल , आवेदक द्वारा 
उपलब्ध कराया जायेगा. इसके अतिरिक्त, ऐसी सभी प्रकरणों में , आवेदक , अत्यावश्यकताओं 
की पूर्ति के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी को अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करायेगा , 
जिसमें से प्रत्येक विभिन्न प्रकार / क्षमता के संस्थापित ट्रांसफार्मर होंगे. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


611 


(vi) 


(vii) 


यदि आवेदक , सब - स्टेशन या वितरण ट्रांसफार्मर से परे कालोनी के भीतर भूमिगत केबल के 
माध्यम से 11 कि . वो. तथा / या एल.टी. लाईन बिछाना चाहता है तो इस शर्त के अध्यधीन ऐसा 
करने हेतु अनुज्ञात किया जायेगा कि सम्बंधित भारतीय मानको का अनुपालन करे । आवेदक 
द्वारा संस्थापित कोई भी वितरण ट्रांसफार्मर ऐसी क्षमता का होना चाहिए , जो समान्यतः वितरण 
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयुक्त हो तथा इसकी सम्पूर्ण लागत आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा. 
यदि विनियम 4.51 के अनुसार निर्धारित भार 1500 कि.वा. से अधिक है किन्तु 5550 कि.वा. 
से अधिक नहीं है तो आवेदक, आवश्यक भूमि मापांक जो 40 30 मीटर से कम न हो तथा भार 
5550 कि.वा. से अधिक एवं 10,000 कि.वा. से कम हेतु भूमि मापांक जो 50X40 मीटर से कम 
न हो, अपने स्वयं के लागत पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 33/11 कि.वो. सब - स्टेशन के निर्माण 
के लिए रूपये 1 / - के सांकेतिक प्रीमियम में उपलब्ध करायेगा. सब - स्टेशन की अवस्थिति 
आवेदक की सहमति से क्षेत्र के प्रभारी अभियंता द्वारा विनिश्चित किया जायेगा. 


(vili ) आवेदक , आयोग द्वारा अनुमोदित विविध एवं सामान्य प्रभारों के अनुसार आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार 


भुगतान करेगा. 


(ix ) 


भार के अतिरिक्त निर्माण या अतिरिक्त अपेक्षाओं के कारण बहु - उपभोक्ता काम्प्लेक्स या 
हाऊसिंग कालोनी के संवर्गों के अन्तर्गत आने वाले भवन / भवनों का समूह, ऐसे मामले में 
अनुज्ञप्तिधारी सभी चरणो (विद्यमान एवं प्रस्तावित) सहित ऐसे बहु - उपभोक्ता काम्प्लेक्स / हाऊसिंग 
कालोनी के कुल भार पर विचार करते हुए आवेदन का निराकरण करेगा, जैसा कि उपरोक्त 
विनियमों में विनिर्दिष्ट हो . 


(x ) 


यदि बहु - उपभोक्ता काम्प्लेक्स एवं हाऊसिंग कालोनी के लिए, निर्धारित भार, विनियम 4.51 
के अनुसार 10,000 कि.वा. से अधिक है तो ऐसे काम्प्लेक्स / कालोनी को विद्युत आपूर्ति के लिए 
प्रतिरूप (मॉडलिटिज ) का विनिश्चय, अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध के आधार पर प्रकरण के अनुसार 
आयोग द्वारा किया जायेगा. 


18 . 


मूल संहिता के विनियम 4.55, उप -विनियम (vi) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 
( vi ) सड़क बत्ती, फिटिंग , बल्ब, टाइमर आदि , उपभोक्ता द्वारा आपूर्ति किये जायेंगे तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 

प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर प्रतिस्थापन किये जायेंगे . सूर्यास्त के पन्द्रह मिनट पूर्व स्ट्रीटलाईट चालू तथा 
सूर्योदय के पन्द्रह मिनट पश्चात् स्ट्रीट लाईट बंद के आधार पर टाइमर को सेट किये जायेंगे. उपभोक्ता, 
स्ट्रीट लाईट के चालू करने बंद करने / पोल पर बल्ब / टाइमर के प्रतिस्थापन का कार्य करेंगे, विशेष स्ट्रीट 
लाईट अवलम्ब का संधारण कार्य जैसे स्थानीय निकाय द्वारा निष्पादित ट्यूबलर पोल , हाई मास्ट लाईट 
के साथ भूमिगत तारों से सम्बंधित कार्य केवल स्थानीय निकाय द्वारा किये जायेंगे. 


19 . 


मूल संहिता के विनियम 4.56 को विलोपित किया जाये. 


20 . 


मूल संहिता के विनियम 4.58 उप - विनियम 2 ( सी ) एवं ( डी ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये. 


स.क्र . 


सेवा का प्रकार 


सेवा प्रदाय हेतु 


समय - सीमा 


2 . 


( सी ) 


90 दिवस 


( डी ) 


( i ) 


7 दिवस 


भुगतान एवं करार के अंतिमीकरण के पश्चात् विस्तार 
कार्य पूर्ण करने का समय. 

मीटर एवं मीटर उपकरण के संस्थापन के साथ 
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्तार कार्य के पूर्ण होने 
के पश्चात् तीन माह की 

सूचना 

जारी करना. 
(ii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्तार कार्य के पूर्ण होने के 

के पश्चात् भार का निस्तारण तथा आवेदक द्वारा 
विद्युत निरीक्षक से समाशोधन प्रस्तुत करना. 


7 दिवस 


612 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


21. 


मूल संहिता के विनियम 4.59 उप - विनियम (i) एवं ( x) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया 
जाये: 
(i) समय निर्भर प्रयोजन जैसे निर्माण गतिविधि , प्रदर्शन , व्यापार मेला, विवाह आदि, जो अस्थायी स्वरूप का 

है, के लिए विद्युत आपूर्ति की अपेक्षा करने वाले कोई भी व्यक्ति, विहित प्ररूप (परिशिष्ट -1 या 2) में 
अस्थाई बिजली आपूर्ति हेतु आवेदन, इस संहित के विनियम 4.16 एवं 4.17 में विहित दस्तावेज संलग्न 
कर प्रस्तुत करेंगे. आवेदक , यथास्थिति, परिसर के कब्जे का प्रमाण या परिसर के स्वामी से एन.ओ.सी. 
भी प्रस्तुत करेगा . यदि आपूर्ति , स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व के स्थान में अपेक्षित है तो स्थानीय 
प्राधिकारी से एन.ओ.सी. अपेक्षित है. अस्थाई आपूर्ति, विस्तार के समय तकनीकी रूप से साध्य के 
आधार पर विस्तार के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदाय किया जायेगा. 


अस्थाई आपूर्ति की कालावधि के विस्तार के लिए, उपभोक्ता अस्थाई आपूर्ति की समाप्ति की तिथि से 
कम से कम सात कार्य दिवस के पूर्व लिखित में अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन करेगा तथा उपभोक्ता द्वारा 
भुगतान की गई सुरक्षानिधि को , देय बकाया , यदि कोई हो , के समायोजन के पश्चात् अपेक्षित अतिरिक्त 
राशि, यदि कोई हो , को निर्मुक्त करने के पश्चात् विस्तार के आगामी अवधि के लिए सुरक्षानिधि के रूप 
में समझा जायेगा । 


22 . 


6.4 


मूल संहिता के विनियम 6.4 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः 

किसी नये सर्विस कनेक्शन के लिए, अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षानिधि ले सकेगा जिसकी गणना हा.पा. / कि.वा. 
या कि.वो.ए. में संविदात्मक भार / संविदात्मक मांग पर, जैसी भी स्थिति हो , विभिन्न श्रेणियों के 
उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति करार के अनुसार निम्नलिखित रीति से की जायेगी : 


स.क्र . 


श्रेणी 


सुरक्षानिधि की गणना हेतु यूनिट प्रति माह (30 दिवस) में 

निर्धारित खपत 


01. 


घरेलू 


i) 100 यूनिट प्रति कि.वा.या उसके भाग 
ii ) 25 यूनिट प्रति 250 वाट्स या उसके भाग 


02. 


गैर - घरेलू 


i) 100 यूनिट प्रति कि.वा. या उसके भाग 
ii) 25 यूनिट प्रति 250 वाट्स या उसके भाग 


03. 


जल कार्य 


i) 150 यूनिट प्रति कि.वा. या उसके भाग 

अथवा 
ii ) 110 यूनिट प्रति हा.पा. या उसके भाग 


04. 


औद्योगिक 


120 यूनिट प्रति कि.वा. या उसके भाग 


अथवा 


100 यूनिट प्रति हा.पा.या उसके भाग 


05. 


कृषि 


100 यूनिट प्रति हा.पा. या उसके भाग 


06. 


सड़क प्रकाश 


160 यूनिट प्रति कि.वा. या उसके भाग 


07. 


एचटी उपभोक्ता 


250 यूनिट प्रति कि.वो.ए.या उसके भाग 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


613 


23. 


6.5 


मूल संहिता के विनिमय 6.5 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 

सुरक्षा निधि , इस संहिता के विनियम 6.4 के अनुसार निर्धारित खपत के आधार पर निर्धारित की जायेगी 
और दिनों की विशिष्ट सख्या में अनुमानित खपत के समतुल्य राशि पर , प्रचलित दर और अन्य प्रभारों 
को जैसा कि निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट है, को लागू करते हुए की जायेगीः तथापि एचटी 
उपभोक्ताओं को कनेक्शन उपलब्ध कराने के पूर्व विनियम 6.4 के अनुसार एवं मासिक विद्युत बिल के 
साथ अधिकतम 6 ( छः ) समान किश्तों में बकाया राशि, निर्धारित सुरक्षा निधि की राशि का 50 प्रतिशत 
जमा करने हेतु अनुमति दी जायेगी. 


स.क्र . 


उपभोक्ता की प्रकृति 


दिनों की संख्या 


01 


कृषि 
i) स्थायी 
ii) अस्थायी 


90 
90 दिवस की अधिकतम के अध्यधीन अस्थायी 
कनेक्शन की संपूर्ण कालावधि हेतु , हुये 


2 


स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट 


90 


3 


90 


ऐसे उपभोक्ता जो परिसर के विधिक 
आधिपत्य का सबूत उपलब्ध कराने 
में असमर्थ हैं 


4 


अन्य उपभोक्ता 


60 


परंतु यह कि यदि कोई नवीन एचटी / ईएचटी उपभोक्ता , विद्युत बिल के भुगतान के लिए 15 
दिवस में भुगतान का विकल्प चुनता है तो ऐसे उपभोक्ताओं के सुरक्षा निधि 45 दिवस अनुमानित खपत 
के समतुल्य राशि, प्रचलित दर और अन्य प्रभारों को लागू करते हुए की जायेगी. ऐसे उपभोक्ता, बिलिंग 
चक्र के 15 दिवस पूर्ण होने पर निर्धारित मासिक विद्युत बिल का 50 प्रतिशत भुगतान करेगा. 


तथापि , यदि ऐसा उपभोक्ता, निर्धारित तिथि में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करने में एक बार 
असफल होता है तो उपभोक्ता, बिलिंग चक्र के 15 दिवस पर विद्युत बिल भुगतान के अपने विशेषाधिकार 
को स्थायी रूप से खो देगा और दिनों की संख्या पर संगणित राशि के अनुसार सुरक्षा निधि का भुगतान , 
जैसा कि उपरोक्त तालिका में विनिर्दिष्ट है, करेगा. 


विद्यमान उपभोक्ता, 15 दिवसीय भुगतान का विकल्प भी चुन सकेगा. ऐसे उपभोक्ता, बिलिंग 
चक्र के 15 दिवस पर पूर्ववर्ती माह के मासिक विद्युत बिल की 50 प्रतिशत राशि भुगतान करेगा. ऐसे 
उपभोक्ताओं का अतिरिक्त सुरक्षा निधि को आगामी माह की विद्युत बिल के अधिकतम छ: समान किश्तों 
में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समायोजित की जायेगी. 


24 . 


मूल संहिता के विनिमय 6.13 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये : 

अनुज्ञप्तिधारी, भारतीय रिजर्व बैंक ( आर.बी.आई. ) द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट बैक दर की दर से 
नगद में प्राप्त सुरक्षा निधि पर ब्याज का भुगतान करेगा. 


6.13 


25 . 


6.17 


मूल संहिता के विनिमय 6.17 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 

पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के अप्रैल में ब्याज की राशि संगणित की जायेगी. इस प्रकार संगणित 
की गई ब्याज राशि को उस वर्ष के मई माह हेतु मासिक विद्युत बिल के विरूद्ध पूर्णतः समायोजन द्वारा 
भुगतान की जायेगी. अनुज्ञप्तिधारी अनुबंध के प्रारंभ की तिथि से सुरक्षा निधि पर ब्याज का भुगतान 
करेगा तथा अनुबंध की समाप्ति तक भुगतान किया जायेगा. 


614 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


26 . 


7.9 


मूल संहिता के विनियम 7.9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 

50 प्रतिशत से अधिक के लिए संविदात्मक मांग / संविदात्मक भार को कम करने हेतु आवेदन प्रपत्र, करार 
की प्रारंभिक कालावधि के भीतर , जो संविदा के प्रारंभ की तिथि से दो वर्ष का हो , अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 
अभिग्रहित नही की जायेगी . तथापि , इस संहिता के विनियम 3.4 के अनुसार संबंधित वोल्टेज आपूर्ति 
हेतु यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम संविदा मांग के अध्यधीन संविदा मांग / संविदा भार के 50 प्रतिशत तक की 
सीमा का कम किया जाना, दो वर्श के करार की प्रारंभिक कालावधि के दौरान दो बार अनुज्ञेय होगी. 


परंतु यह कि उपभोक्ता जो किसी सी.पी.पी. का केप्टिव / गैर - केप्टिव भार के अंतर्गत हैं , के 
संबंध में संविदा मांग का कम किया जाना, इस संहिता के विनियम 12.14 के प्रावधानों के अनुसार 
निराकृत किया जायेगा. 


27 . 


7.11 


मूल संहिता के विनियम 7.11 (ए) ( बी ) एवं ( सी ) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः 

भार / संविदा मांग कम करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर , अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित कदम 
उठायेगा : 
( ए ) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर, आवेदन में कहे गये आधारों का परीक्षण 

कर, उसे सत्यापित करेगा एवं इसके निर्णय से संसूचित करेगा. कोई उपभोक्ता, जो 
अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय से संतुष्ट नही होता है, अधिनियम की धारा 42 (5) के अधीन 
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित विद्युत शिकायत निवारण फोरम के समक्ष अपने शिकायतों के 
निराकरण हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा. कोई उपभोक्ता, जो धारा 42 (5) के अधीन उसके 
शिकायतों के निराकरण नही होने से व्यथित है, अधिनियम की धारा 42(6) के अधीन आयोग 
द्वारा नियुक्त या पदाभिहित विद्युत लोकपाल से अपने शिकायतों के निराकरण हेतु अभ्यावेदन 
प्रस्तुत कर सकेगा, जिसका निर्णय, जैसा कि किसी परिनियम के अधीन उपलब्ध हो, ऐसे 
उपचार के अध्यधीन अंतिम होगा . 


परंतु यह कि एचटी एवं ईएचटी उपभोक्ताओं हेतु , जहां अनुज्ञप्तिधारी ने आवेदन प्राप्ति 
की तिथि से 15 दिवस के भीतर आवेदन में इसके निर्णय को संसूचित नही किया है , आवेदन 
प्राप्ति के 15 दिवस पूर्ण पर आगामी बिलिंग माह के प्रथम दिवस से , संस्वीकृति समझी जायेगी 
एवं भार का कम किया जाना प्रभावी होगा. 


. 


( बी ) 


एलटी कनेक्शन की स्थिति में , भार कम करने की संस्वीकृति हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्णय 
प्राप्ति पश्चात् , वह अपने भार को कम करेगा एवं प्राधिकृत अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार से नये 
जांच रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा. तत्पश्चात् , 
अनुज्ञप्तिधारी, शहरी क्षेत्र की स्थिति में 2 दिवस एवं ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में 5 दिवस के भीतर 
जांच करने की व्यवस्था करेगा . उसके बाद, अनुज्ञप्तिधारी, एलटी उपभोक्ता से अनुपूरक करार 
का निष्पादन करेगा. भार का कम किया जाना, आगामी बिलिंग माह, जिसमें अनुपूरक करार 
निष्पादित किया गया है, की प्रथम दिवस से प्रभावी होगा. 


( सी ) 


एचटी एवं ईएचटी कनेक्शन की स्थिति में , आवेदन प्राप्ति के आगामी 15 दिवस पूर्ण होने के 
आगामी बिलिंग माह के प्रथम दिवस से भार में कमी, प्रभावी होगी. यदि उपभोक्ता बाद की 
तिथि, जो आवेदन की तिथि से 15 दिवस के अधिक होगी , में संविदा मांग कम करने का विकल्प 
चुनता है तो बिलिंग , बिलिंग माह, जिसके लिये संस्वीकृति दी गई है, के प्रथम दिवस से प्रारंभ 
होगी. 


आवेदक और अनुज्ञप्तिधारी, संस्वीकृति की तिथि से 15 दिवस के भीतर संविदा मांग 
कम करने हेतु अनुपूरक करार का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करेंगे. यदि आवेदक , 
निर्धारित कालावधि के भीतर अनुपूरक करार, निष्पादित करने में असफल रहते है तो 
अनुज्ञप्तिधारी, संविदा मांग कम करने हेतु संस्वीकृति को रद्द कर सकेगा. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


615 


28 . 


मूल संहिता के विनियम 7.14 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये : 
7.14 यदि कोई उपभोक्ता, जो किसी कारण से अपने संविदा भार / संविदा मांग कम किया हो , ऐसे कमी के 

एक वर्ष के भीतर भार को पुनः स्थापन की इच्छा रखता है तो यह अनुज्ञेय होगी, किन्तु ऐसा पुनः स्थापन , 
तकनीकी संभाव्यता के अध्यधीन होगी और इस शर्त के अध्यधीन होगी कि भार / मांग का कम किया 
जाना करार की आरंभिक कालावधि के भीतर पुनः अनुज्ञेय होगा । 


परंतु यह कि यदि ऐसा उपभोक्ता, आवश्यक आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार / विस्तार प्रभार, जैसी भी 
स्थिति हो , के भुगतान करने के पश्चात् तथा विशिष्ट संविदा मांग हेतु अनुज्ञप्तिधारी से करार का निष्पादन 
एवं तत्पश्चात्, आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसके संविदा मांग / संविदा भार में कमी, किसी 
कारण से, संविदा मांग / संविदा भार को पुनःस्थापना की इच्छा रखता हो ऐसे कटौती के एक वर्ष के 
भीतर भार को पुनः स्थापन की इच्छा रखता है, तकनीकी संभाव्यता के अध्यधीन, आरंभिक रूप से 
उपभोग किये गये संविदा भार / संविदा मांग के अधिकतम सीमा में भार संवर्धन के लिए आपूर्ति सामर्थ्य 
प्रभार का भुगतान करना आवश्यक नहीं है । यह सुविधा, उसके संयोजित रहने तक एक बार दिया 
जायेगा । 


29 . 


7.35 


मूल संहिता के विनियम 7.35 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 

इसके प्रारंभ की तिथि से करार के दो वर्ष की प्रारंभिक कालावधि के अवसान के पश्चात् अनुबंध, उन्हीं 
शर्तों एवं निबंधनों के आधार पर वर्ष दर वर्ष स्वमेव नियमित होती जायेगी, परंतु यह कि दोनों पक्षकार , 
इस संहिता के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुये आपूर्ति करार से बाहर नही गयें हों . 


30 . 


7.36 


मूल संहिता के विनियम 7.36 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः 

यदि करार (किसी पूरक करार के भीतर प्रवेश करने के बाद भी) की प्रारंभिक कालावधि के अवसान के 
पश्चात् उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति , संहिता के अधीन जारी किसी निर्देश के प्रभारो के अदेय या बकाया 
या गैर अनुपालन हेतु दो माह की कालावधि के लिये असंयोजित रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी, पंद्रह दिवस 
की विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर परिशिष्ट 6 के अनुसार दिये गये प्रारूप में कारण बताओ नोटिस जारी 
करेगा. उपभोक्ता द्वारा असंयोजन के कारण को हटाने के लिये तथा पंद्रह दिवस की कालावधि के 
अवसान पर विद्युत आपूर्ति के पुनः स्थापन हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये जाने की स्थिति में , विद्युत आपूर्ति 
करार, असंयोजन के माह के अंतिम दिवस , जिसमें आपूर्ति को असंयोजित किया गया था , समाप्त मानी 
जायेगी. 


31 . 


7.40 


मूल संहिता के विनियम 7.40 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः 

घरेलू , सिंगल फेज गैर घरेलू एवं स्ट्रीट लाईट श्रेणी को छोड़कर समस्त उपभोक्ता, किसी पूरक करार 
के निष्पादन के उपरांत भी , परिशिष्ट -7 में दिये प्रारूप के अनुसार कम से कम एक माह की सूचना 

देने 
पर दो वर्ष की प्रारंभिक कालावधि के अवसान के पश्चात् करार समाप्त कर सकते है. अनुज्ञप्तिधारी, 
उपभोक्ताओं के अंतिम बिल तैयार करने को आसान बनाने आपसी सहमति की तिथि में विशेष मीटर 
रीडिंग की व्यवस्था करेगा. मासिक बिल की अंतिम तिथि पर समाप्त हो जायेगा तथा 
अनुज्ञप्तिधारी तद्नुसार अंतिम बिल प्रस्तुत करेगा. 


करार 


उदाहरणः यदि दिनांक 3 सितम्बर की एक माह की नोटिस , अनुज्ञप्तिधारी को 5 सितम्बर को तामील 

किया जाता है और बिलिंग चक 30 सितम्बर को पूर्ण होता है तो 31 अक्टूबर को करार समाप्त 
हो जायेगा. यदि एक माह की नोटिस को 15 सितम्बर को तामिल किया जाता है तो भी करार 
31 अक्टूबर को समाप्त हो जायेगा अर्थात् समापन की तिथि, एक माह की नोटिस की 
कालावधि के अवसान के पश्चात् बिलिंग माह की अंतिम तिथि पर होगी. 


616 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


32. 


मूल संहिता के विनियम 10.22 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेः 
10.22 ( ए ) अस्थायी असंयोजन के पश्चात् उपभोक्ता आपूर्ति के पुनः संयोजन को प्राप्त करने तक नहीं आने 
की दशा में , देय बकाया के 

भुगतान 

करते हुए, इस संहिता के विनियम 7.36 / 7.37 में कथन 
किये गये अनुसार, जहां भी लागू हो , प्रक्रिया का पालन करते हुये करार की समाप्ति के पश्चात् 
संयोजन को स्थायी रूप से असंयोजित कर दिया जायेगा. 


( बी ) 


अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के संयोजन के स्थायी असंयोजन के संबंध में उसके आपूर्ति क्षेत्र के 
भीतर उसी उपभोक्ता के अन्य विद्यमान विद्युत संयोजन से पुरानी विद्युत बकाया की वसूली का 
हकदार होगा . 


33. 


10.23 


मूल संहिता के विनियम 10.23 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 

एलटी औद्योगिक / एचटी एवं ईएचटी उपभोक्ता, जो यथास्थिति , एक माह / 3 माह सूचना अवधि के 
अवसान के पश्चात भी कनेक्शन का उपयोग नही सका हो , की दशा में , उपभोक्ता के परिसर तक आपूर्ति 
उपलब्ध कराने के संबंध में , उपभोक्ता, संबंधित टेरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार मांग / नियत प्रभारों 
में प्राप्य करेगा. जब उपभोक्ता, अपने तत्परता के पश्चात कनेक्शन के उपयोग तक आता है , पहले किये 
गये बिलिंग , पुनरीक्षित बकाया देय के समाशोधन के पश्चात दिये गये कनेक्शन तथा करार के प्रारंभ होने 
की तारीख से वास्तविक संविदात्मक भार / मांग अनदेखा करते हुए कम किये गये भार / मांग के 
अनुपालन के आधार पर पुनरीक्षित की जा सकती है . करार की अवधि में , उस अवधि के समतुल्य वृद्धि 
की जायेगी जिसके लिए कम किये गये भार / मांग के आधार पर बिलिंग किया गया है. 


10 हा.पा. 


50 हा.पा. तक एलटी उद्योगों के लिए 
50 हा.पा. से अधिक एलटी उद्योगों के लिए 
33 एवं 11 कि.वो. एचटी कनेक्शन के लिए 
132 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए 


20 हा.पा. 
60 कि.वो.ए. 
संविदात्मक मांग या 4000 कि.वो.ए. जो भी कम 
हो . 
संविदात्मक मांग या 15000 कि.वो.ए. जो भी 


220 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए 


कम हो. 


34 . 


10.28 


मूल संहिता के विनियम 10.28 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 

उपरोक्त विनियम 10.26 में उल्लिखित उपभोक्ता की दशा में , करार अवधि के अवसान तक आपूर्ति के 
उपयोग तक नही आता है तो बिलिंग , करार अवधि के अवसान तक असंयोजन (डीसकनेक्शन ) की तारीख 
से वास्तविक संविदात्मक भार / मांग अनदेखा करते हुए कम किये गये भार / मांग के अनुपालन के 
आधार पर पुनरीक्षित की जायेगी तथा उत्तरवर्ती बिलिंग बंद कर दी जायेगी. 


10 हा.पा. 


50 हा.पा. तक एलटी उद्योगों के लिए 
50 हा.पा. से अधिक एलटी उद्योगों के लिए 
33 एवं 11 कि.वो. एचटी कनेक्शन के लिए 
132 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए 


20 हा.पा. 
60 कि.वो.ए. 
संविदात्मक मांग या 4000 कि.वो.ए. जो भी कम 
हो . 
संविदात्मक मांग या 

15000 कि.वो.ए. जो भी 


220 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए 


कम हो . 


35 . 


10.29 


( i ) 


मूल संहिता के विनियम 10.29 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 

यदि उपभोक्ता, अनुबन्ध अवधि के अवसान पश्चात आपूर्ति के उपयोग हेतु आता है तो नवीन 
कनेक्शन के रूप में समझा जायेगा तथा बकाया देय, यदि कोई हो, के भुगतान के पश्चात , 
तदनुसार, निराकृत किया जायेगा. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


617 


(ii ) 


इसके अतिरिक्त, संबंधित फीडर के माध्यम से आपूर्ति का उपयोग करने वाले उपभोक्ता की 
दशा में , अनुज्ञप्तिधारी सब - स्टेशन एवं संबंधित लाइन में खण्ड ( Bay ) का उपयोग अपने स्वयं 
के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा, यदि उपभोक्ता, अनुबन्ध की समाप्ति / स्थायी 
असंयोजन (डिसकनेक्शन) की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आपूर्ति के उपयोग हेतु 
नही आता है. ऐसी शर्तों के अधीन उपभोक्ता , खण्ड ( Bay) और समर्पित लाइन की लागत वहन 
करेगा. यदि लाइन एवं खण्ड ( Bay ), उपलब्ध है और शेष उपयोग नही किया गया है तो 
उपभोक्ता , अनुज्ञप्तिधारी को उसके उपांतरण / सुधार की लागत का भुगतान करेगा और 
अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे लाइन उपकरणों के उपयोग न किये गये अवधि के लिए संधारण प्रभार 
का भुगतान करेगा. 


36 . 


- 


10.30 


मूल संहिता के विनियम 10.30 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 

देय बकाये रखते विद्युत कनेक्शन के स्थायी अंसयोजन (डिसकनेक्शन) पर , वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इस 
संहिता के प्रावधानों के संबंध में अन्य उपचारों को प्रयोग करने हेतु उसके अधिकार के प्रतिकूलता के 
बिना, ऐसे देय बकाये की वसूली के लिए छत्तीसगढ़ शासन विद्युत उपक्रम (बकाये की वसूली ) 
अधिनियम, 1961 ( क .36 सन् 1961 ) का अनुपालन करेगा. 


37 . 


11.39 


( i ) 


%3D 


%3D 


मूल संहिता के विनियम 11.39 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये: 

विद्युत की चोरी के मामले में , उपभोग का निर्धारण करने हेतु कार्यपद्धति : 
निर्धारित यूनिट: एल X डी X एच X एफ , जहां 
एल भार कि.वा. में (निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता के परिसर में पायी गई संयोजित भार) 
डी प्रतिमाह कार्य दिवसों की संख्या जो निचे दिये गये उपयोग के विभिन्न संवर्गों के लिए 

लिया जायेगाः 
ए ) निरंतर चलित उद्योग 30 दिवस 
बी ) गैर -निरंतर चलित उद्योग 25 दिवस 
सी ) 

घरेलु उपयोग 30 दिवस 
डी ) 

कृषि 30 दिवस 
गैर - घरेलु (निरंतर) 30 दिवस 
अर्थात. अस्पताल, होटल एवं रेस्टोरेंट , 

अतिथिगृह , पेट्रोल पम्प आदि. 
एफ ) गैर - घरेलु ( सामान्य ) अर्थात (ड.) से भिन्न , 25 दिवस 
जी ) जल कार्य एवं स्ट्रीट लाईट 30 दिवस 


ई ) 


एच 


%3D 


सी ) 


आपूर्ति घंटे प्रतिदिन के लिए प्रयुक्त और निचे दिये गये उपयोग के विभिन्न संवर्गों 
के लिए लिया जायेगाः 

एकल शिफ्ट कार्य उद्योग 8 घंटे 
बी ) दो शिफ्ट कार्य उद्योग 16 घंटे 

निरंतर चलित उद्योग 24 घंटे 
डी ) (i ) गैर - घरेलु , रेस्टारेन्ट सहित , 12 घंटे 

(ii) होटल, अस्पताल , अतिथिगृह, पेट्रोल पम्प 20 घंटे 

घरेलु 24 घंटे 
एफ ) कृषि 18 घंटे 
जी ) जल कार्य 8 घंटे 
एच) स्ट्रीट लाईट 12 घंटे 


ई ) 


618 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


एफ 


भार गुणक जिसे निचे दिये गये उपयोग के विभिन्न संवर्गों के लिए लिया जायेगाः 
ए ) उद्योग 60 प्रतिशत 
बी ) गैर - घरेलु 60 प्रतिशत 
सी ) घरेलु 40 प्रतिशत 
डी ) कृषि 50 प्रतिशत 
ई ) जल कार्य 50 प्रतिशत 
एफ ) स्ट्रीट लाईट 50 प्रतिशत 
सीधे चोरी (i) घरेलु वर्ग 50 प्रतिशत 

(ii) घरेलु से भिन्न सभी उपभोक्ता 100 प्रतिशत 


जी ) 


घरेलु जल पम्प , माइक्रोवेव आवेन, वाशिंग मशीन, मिक्सर , इलेक्ट्रिक प्रेस, लघु घरेलु फ्लोर 
मील , वेकुम क्लीनर, टोस्टर, वाटर प्युरीफायर, एवं लाईट , पंखा, टीवी एवं रेफीजनेटर आदि को 
छोड़ते हुए छोटे घरेलु उपकरणों, के संचालन के लिए सदभाव में घरेलु उपयोग के लिए विद्युत 
की चोरी की दशा में उपभोग की गई यूनिट के निर्धारण के प्रयोजन के लिए कार्य घंटे , पूर्ण 
दर क्षमता पर प्रति दिन एक कार्य दिवस से अधिक के लिए विचारणीय नही होंगे. एयर 
कंडीशनर , कुलर एवं गीजर के मामले में उपयोग की अवधि , उस संवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट भार 
गुणक एवं प्रतिदिन कार्य घंटे के साथ सभी संवर्गों के उपयोगकर्ताओं के लिए वर्ष में छ: माह 
के रूप में लिये जायेंगे. 


(ii) 


अस्थाई कनेक्शन के लिए विद्युत की चोरी की दशा में विद्युत का निर्धारण: 


अस्थाई कनेक्शन की दशा में , विद्युत की चोरी के लिए उपभोग की गई यूनिट के निर्धारण, 
निम्नलिखित फार्मुला के अनुसार 

किया जायेगा: 


निर्धारित यूनिट: एल X डी X एच, जहां 


एल = 


डी 


%3D 


भार (निरीक्षण के समय संयोजित पायी गई भार) 
दिवसों की संख्या जिसके लिए आपूर्ति किया जाता है, एवं 
कृषि कनेक्शनों के लिए 18 घंटे एवं अन्य के लिए 12 घंटे. 


एच = 


38 . 


11.25 


मूल संहिता के विनियम 12.24 के पश्चात नवीन विनियम 12.25 एवं 12.26 जोड़ा जाये: 

यदि सीजीपी / आईपीपी, अधिनियम की धारा 68 के अधीन राज्य शासन के अनुमति से अपने केप्टिव 
उपयोगकर्ता और / या अपने स्वयं के विद्युत संयंत्र में अंतर संयोजन के प्रयोजन के लिए संबंधित 
एचटी / ईएचटी लाईन के निर्माण की इच्छा रखते हैं , तो आपूर्ति संहिता विनियम 4.20 के अधीन 
प्रावधान लागू नही होंगे. 


11.26 सीजीपी / आईपीपी , अनुज्ञप्तिधारी के सब - स्टेशन से संबंधित फीडर के माध्यम से संयोजित किया गया 

है एवं किसी कारण से करार के प्रारंभिक अवधि के अवसान के पश्चात ग्रिड से स्थायी तौर पर असंयोजित 
हो गया हो तो खण्ड ( Bay) एवं लाइन का उपयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा. 


यदि ऐसा सीजीपी / आईपीपी, संयोजन के लिए आवेदन करता है एवं खण्ड ( Bay ) एवं लाइन का 
उपयोग नही करता है तो उपांतरण / सुधार की लागत , ऐसे सीजीपी / आईपीपी द्वारा , शेष उपयोग न 
किये गये ऐसे लाइन उपकरण की अवधि का रख रखाव प्रभार के साथ वहन किया जायेगा. 


यदि ऐसा सीजीपी / आईपीपी, संयोजन के लिए आवेदन करता है एवं खण्ड ( Bay) एवं लाइन का अंशतः 
या पूर्णतः उपयोग करता है तो खण्ड ( Bay) एवं लाइन तथा / या उपांतरण / सुधार की लागत , 
सीजीपी / आईपीपी द्वारा, शेष उपयोग न किये गये ऐसे लाइन भाग की अवधि का रख रखाव प्रभार 
का वहन किया जायेगा. 


TT 1 ] 


SOFT TE 17647 , farlich 6 317 2018 


619 


No. 79 /CSERC /2018.— In exercise of the powers conferred by Section 50 read with Section 181 of the 
Electricity Act , 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication , the Chhattisgarh 
State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments to the Chhattisgarh State Electric 
ity Supply Code, 2011 , namely . 


Chhattisgarh State Electricity Supply Code (Second Amendment), 2018 


1 . 


Short Title, Definition and Commencement : 


( 1) 


These amendments may be called the " Chhattisgarh State Electricity Supply Code (Second Amend 
ment) 2018 ” . 


( 2 ) 


They shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette . 


( 3 ) 


All other words and expressions used in this Code , but not defined , shall have the same meaning as 
is in the Chhattisgarh State Electricity Supply Code , 2011 (herein after referred to as the principal 
code ). 


2 . 


Regulation 1.6 of the Principal Code is substituted by the following : 


1.6 


The Commission shall constitute an Electricity Supply Code Review Committee (Review Commit 
tee ) to review this Supply Code along with Regulation for Redressal of Consumer Grievance on 
regular basis . The Review Committee shall consist of followingmembers : 


( a ) 


Executive Director / Chief Engineer (O & M ), CSPDCL , Distribution Licensee of the State 
will be ex -officio Chairperson of the Committee . 


(b ) 


Executive Director / Chief Engineer (Commercial & planning ) CSPTCL , State Transmission 
Utility (STU ) will be ex - officio member of the Committee . 


(c ) 


One representative nominated by other Distribution licensees- member 


(d ) 


LT consumers, HT consumers, EHT consumers , their associations and any consumer groups ; 
and any other interested group including NGO as the Commission may think fit - Member. 


Provided that proceedings of review committee shall not be repealed merely on the ground of 
existence of any vacancy or defect in constitution and Commission s decision on such matter shall 
be final and conclusive . 


Note : 


Tenure of Members mentioned at (c ) & (d ) shall be for a period of Two years . 


3 . 


Regulation 1.7 of the Principal Code is substituted by the following: 


1.7 


The Chairman of the Review Committee shall appoint an officer as Member Secretary. The con 
cerned licensee shall provide all the required support, administrative or otherwise to the Committee 
in discharge of its functions . 


4 . 


Regulation 2.1 sub regulation (o ), (ww ) & (ccc ) of the Principal Code is substituted by the following: 


(0 ) 


‘ Connected Load means aggregate of the manufacturer s rating of all energy consuming devices in 
the consumer s premises, which can be simultaneously used . This shall be expressed in KW or HP 
and can also be determined as per the procedure laid down in Regulation 5.48 on ‘Rating of Instal 
lations in this Code. 


(ww ) 


‘Rural Areas means the rural areas as notified by the Government of Chhattisgarh . 


(ccc ) 


Urban Areas means the areas other than rural areas . 


620 


ESTİNY TE 17647 , facich 6 BTÀST 2018 


[ 4T 1 


5 . 


New definitions (ddd ), (eee) & ( fff ) shall be added after ( ccc ) of the Principal Code as follows: 


(ddd ) 


‘Normal Connection means the electricity connection where the distance between distribution 
mains and point of supply is within 30 meters and no addition /augmentation /up - gradation of 
existing distribution mains is required . 


( eee ) 


‘Extension Cases means all cases not covered under the scope of normal connections. 


(fff ) 


‘ Supply Affording Charge means the cost of extension , up - gradation and strengthening of the 
distribution system for meeting the demand of the consumer . 


6 . 


Regulation 3.4 of the Principal Code is substituted by the following : 


3.4 


The supply voltage -wise minimum and maximum contract demands shall normally be as follows. 


Supply Voltage 


Minimum Contract Demand 


Maximum Contract Demand 


230 volts 
440 volts 
11 KV 
33 KV 
132 KV 
220 KV 


Above 3 KW 
60 KVA 
60 KVA 
4000 KVA 
15000 KVA 


3 KW 
Up to 150 HP or 112 KW 
500 KVA 
15000 KVA 
40000 KVA 
150000 KVA 


Provided that due to technical reasons, the licensee may relax above provision after due 
approval of the Commission . Metering of LT connections above 100 HP shall be provided on HT 
side . The HT and EHT consumers having contract demand exceeding the maximum limit as pre 
scribed above , shall be levied additional charges as specified by the Commission in relevant tariff 
order. 


7 . 


Regulation 4.3 of the Principal Code is substituted by the following: 


4.3 


The cost of extension of distribution mains and extension /up - gradation of the system required for 
meeting demand of new consumers and load enhancement of existing consumers shall be as per the 
provisions made in Miscellaneous and General Charges as approved by the Commission in accor 
dance with Section 46 of the Act . 


Provided that the licensee shall recover supply affording charge from all consumer categories 
other than Agriculture for meeting the demand requisitioned , whether it is normal connection or 
extension case . 


8 . 


Regulation 4.4 of the Principal Code is substituted by the following: 


4.4 


In case of release of LT industrial connection , either new or enhancement of existing load , which 
requires augmentation of capacity of existing transformer or installation of a separate transformer, 
the consumer shall provide land /room with easy access for housing the transformer substation and 
switchgears free of cost for which no rentor premium shall be payable by the licensee , in case it is not 
possible to setup the substation in the public land . 


9 . 


Regulation 4.8 of the Principal Code is substituted by the following : 


4.8 


In case, release of LT connection involves extension of distribution system or otherwise, the laying 
of work of service line shall be got done by the consumer through authorized licensed electrical 
contractor and submit the test report to the licensee on its demand . 


11 ] 


STTH TE 175143 , facich 6 30 2018 


621 


10 . 


Regulation 4.9 of the Principal Code is substituted by the following : 


4.9 


In cases, where extension of distribution mains is required , the licensee may complete the line 
extension (beyond 30 m ) work after realizing the cost of extension and supply affording charges as 
specified in the Miscellaneous and General Charges. However, in case, the consumer prefers to 
execute the entire line extension work through an authorized licensed electrical contractor as per 
layout, drawing and design approved by the licensee, in such cases, the consumer shall be required 
to pay supervision charges as approved by the Commission on the cost of materials plus labour 
charges in addition to supply affording charge . This asset on completion of entire line extension 
work be handed over to the licensee and after release of connection , line will be owned and main 
tained by the licensee. 


11 . 


Regulation 4.15 of the Principal Code is substituted by the following : 


4.15 


Application form for new connection must be accompanied with following documents : 


i) 


DLF/BPL purpose: 


a ) Identity proof containing photograph of applicant (as prescribed .) 


b ) Document for ownership of premises / NOC from owner if applicant is tenant of the pre 

mises . 


c) For BPL purpose the prevailing BPL list approved by the state government 


NDLF purpose : 


a ) Identity proof containing photograph of applicant (as prescribed .) 


b ) Document forownership of premises/NOC from owner if applicant is tenant of the premises . 


iii) Agriculture Allied Agriculture purpose: 


a ) Legal document for ownership /possession of premises 


b ) Identity proof containing photograph of applicant (as prescribed .) 


iv ) Industrial purpose : 


a) Legal document for ownership possession of premises 


b ) Authority letter in case if applicant is partnership firm / company and photo identity proof 

in case if applicant is a proprietary firm . 


v ) 


Public Utility purpose : 


a ) No document 


12 . 


Regulation 4.16 of the Principal Code is substituted by the following : 


4.16 


Registration -cum -processing fees as decided by the Commission shall be levied for new connec 
tion /load enhancement. These charges shall not be refunded by the licensee but will be adjusted in 
future energy bills. 


Proof of Identity : 
Any of the following self attested documents shall be considered as acceptable proof of identity : 
(A ) If the applicant is an individual: 
(i ) Electoral identity card ; 

Passport; 
(iii ) Driving license ; 


622 


ETTİRY TE 17647 , facich 6 3TÒCT 2018 


[ 4T 1 


(iv ) Ration card ; 
(v ) 

Photo identity card issued by Government agency 
(vi) PAN card ; 
( vii ) Photo Certificate from Sarpanch or any village levelGovernment functionary like 

Patwari/ Postmaster/ In - charge of primary health centre etc ; 
( viii ) Aadhar Card 
( ix ) Manrega Employment card 
( x ) Pension document having photograph 
(xi) Bank passbook having photograph 
( xii ) Health Insurance Card 


( B ) 


If the applicant is a company, trust, educational institution , Government department etc, 
the application form shall be signed by a competent authority along with a relevant resolu 
tion /authority letter of the institution concerned . 


Note : 


The licensee may ask for the original documents from the consumer for verification . 


13 . 


Regulation 4.17 of the Principal Code shall be deleted . 


14 . 


Regulation 4.33 of the Principal Code is substituted by the following: 


4.33 


In case the consumer prefers to execute the line extension work by himself the consumer shall pay 
the applicable supervision charge as approved by the Commission from time to time along with 
supply affording charge . The consumer shall give advance intimation in writing to the licensee 
about commencement of extension work for taking up necessary supervision of the work by the 
licensee . The consumer shall have to obtain necessary statutory clearance in advance before com 
mencement of the work . The consumer shall also complete the extension work within the time 
schedule prescribed in Regulation 4.58 of this Code, and shall intimate the date of completion of 
extension work in writing to the licensee . 


15 . 


Regulation 4.50 of the Principal Code is substituted by the following: 


4.50 


Consumers desirous of getting power supply from dedicated feeder may request for such facility to 
the licensee . The dedicated feeder may be extended from the substation to the consumer s point of 
supply if feasible . In such cases the consumer shall be liable to pay the cost of bay and all protection 
switchgears and its accessories provided at the substation for this feeder in addition to the cost of 
laying of the feeder and supply affording charge. In case the consumer prefers to execute the work of 
laying of the feeder himself , the consumer shall execute the work through “ A ” class Electrical 
Contractor after paying the supervision charges to the licensee . On receipt of such request, the 
licensee will check the feasibility based on merit of providing a dedicated feeder to the consumer s 
premises. Such dedicated feeder shall be the property of the licensee and shall be maintained by the 
licensee . Such feeder shall not be used to extend supply to any other consumer within the initial 
period of two years from the date of its commissioning without written consent of the consumer who 
has paid the cost of line and bay . 


16 . 


Regulation 4.51 of the Principal Code is substituted by the following : 


4.51 


Assessment of light and fan load for LT connections: 


( A ) 


For assessment of load of a building/ group of buildings or multi consumer complex , the 
following norms shall be adopted : 


(i) 


Residential Use 


(a ) 


For every 250 sq.ft. built up area or part thereof 

Municipal Corporation (Nagar Nigam ) 


(i) 


1.00 KW 


(ii ) 


Municipal Committee (Nagar Palika) 


0.75 KW 


HT1 1 ] 


SPTİRY E 17499, ferih 6 3TİST 2018 


623 


(b ) 


For every 400 sq.ft. built up area or part thereof 
(i ) Nagar Panchayat / Grampanchayat 


0.50 KW 


( c ) 


0.50 KW 


Houses for economically weaker section (EWS) 
being constructed under any Scheme of the 
Govt., for every 400 sq.ft. built up or part thereof: 


Non ResidentialUse 


(a ) 


For every 200 sq.ft. built up area or part thereof - 
(i ) Municipal Corporation (Nagar Nigam ) 


1.00 KW 


(ii) 


Municipal Committee (Nagar Palika ) 


0.75 KW 


( iii) 


Nagar Panchayat / Grampanchayat 


0.50 KW 


(b ) 


1.00 KW 


For every 1000 sq.ft. built up area or part thereof 
for Shed / Godown / School / Dharamshala / 
Warehouse . 


( B ) 


For assessment of load of a residential plot and non residential plots in the housing colony , 
the following norms shall be adopted : 


(i) 


For Residential plots 


(a ) 


For every 300 sq.ft. plot area or part thereof - 
(i) Municipal Corporation (Nagar Nigam ) 


1.00 KW 


Municipal Committee (Nagar Palika ) 


0.75 KW 


(b ) 


For every 500 sq.ft. plot area or part thereof 
(i) Nagar Panchayat / Grampanchayat 


0.50 KW 


For Non - Residential plots 


(a ) 


For every 200 sq.ft. plot area or part thereof - 
(i ) Municipal Corporation (Nagar Nigam ) 


1.00 KW 


( ii) 


Municipal Committee (Nagar Palika ) 


0.75 KW 


( iii) 


Nagar Panchayat / Grampanchayat 


0.50 KW 


Note : 
(i) 


The aforesaid norm for assessment of load shall not be applicable where consumer applies 
for demand base tariff connection . 


( ii) 


Load assessment shall be done as per the plan approved by the competent authority for 
housing colony /multi consumer complex . 


(iii ) 


The load of the common facilities like lift, water pump, street lights etc. shall be considered 
as declared by the developer /builder/ society / consumer. 


( iv ) 


The aforesaid procedure for estimation of load is for the purpose of bringing about unifor 
mity in the assessment of the load and for providing infrastructure. However, security 
deposit etc. shall be worked out on the basis of the actual load as requested by the consumer 
and individual consumer (s)/multi consumer complex and housing colony (s). 


624 


ESTINY TE 17647 , ferich 6 BTÀST 2018 


[ N 1 


(v ) 


( vi) 


For the purpose of computation of load , the built up area of individual consumers in the 
case of residentialmulti -consumer complexes shall be taken whereas in the case of non 
residential multi -consumer complexes the entire built up area of the complex shall be 
considered . However, the applicant may apply for more than computed load based on his 
actual need and in such cases the infrastructure is to be developed for the load requisi 
tioned . 
After handing over of electrified multi consumer complex /housing colonies, if individual 
applicant ( like house owner, shop owner etc) applies for load more than the assessed load or 
computed load , the applicant shall be treated as per Regulation 4.3 for the enhanced load . 
Provided that individual applicant ( like house owner, shop owner etc ) Shall not pay any 
separate supply affording charge on the already assessed load or computed load at the time 
of individual connections. 
The owner/builder /developer can apply for the external electrification of the project in 
phased manner for which supply affording charge shall be applicable on assessed /applied 
load of that phase whichever is higher. However land for construction of substation re 
quired or otherwise should be assessed on the basis of the entire approved plan and land 
shall be taken over before electrification of first phase. 


( vii) 


17 . 


Regulation 4.52 of the Principal Code is substituted by the following: 


4.52 


Supply to Multi-Consumer Complex and Housing colonies - Special conditions: 


(i) 


A building or a group of buildings which normally require (s) one or more than one LT 
connections for a total load of 50 KW or above , assessed as per Regulation 4.51 of this 
Code, shall be treated as multi consumer complex for the purpose of electric supply. A 
multi consumer complex shall include residential , non residential and commercial 
complexes , housing colony , office complexes, educational and training institutions etc. 


( ii ) 


Supply to a multi - consumer complex shall be arranged through a separate distribution 
transformer of adequate capacity but not less than capacity of 100 KVA on a space provided 
by the applicant. In case of higher capacity the distribution transformer should be of a 
capacity which is generally used by the Distribution licensee . 


( iii ) 


The external electrification such as extension of 11 KV line, distribution transformer sub 
station and laying LT lines/cables within the colony shall be done by developer/ builder / 
housing society /group of consumers/ consumer, who applies for the connection at it s own 
cost. 


( iv ) 


In case , 33 kV or 11 kV additional bay is required at existing /new proposed 33/11 kV or 
132/33 kV S /S as the case may be , the cost of additional bay along with associated 
equipments shall be borne by the licensee . 


(v ) 


If the applicant wants to construct indoor transformer sub -station then applicant may do so 
provided that transformer shall be of dry type apart from being energy efficient and all 
safety measures as per prevailing rules and regulations should be taken up and followed as 
required . In such case , cable required for connecting overhead line of the licensee to HV 
terminal of indoor transformer shall be provided by applicant. Further, in all such cases 
applicant shall have to provide additional transformers, one each of different type/capacity 
of installed transformers to the licensee for the purpose of meeting exigencies. 


(vi) 


If an applicant wants to lay 11 KV and /or LT line through underground cable within the 
colony beyond the sub - station or distribution transformer, it shall be permitted to do so 
subject to the condition that the relevant Indian Standards are followed . Any distribution 
transformer installed by the applicant should be of capacity which is generally used by 
Distribution licensee and its entire cost shall be borne by applicant. 


HT1 1 ] 


STTH TE 175143 , facich 6 30 2018 


625 


(vii ) 


If the load exceeds 1500 KW but not more than 5550 KW assessed as per Regulation 4.51, 
the applicant shall provide necessary land measuring not less than 40 x 30 meters and for 
load above 5550 KW up to 10000 KW land measuring not less than 50 x 40 meters at token 
premium of Re. 1/- for construction of 33/11 KV substation by the licensee at it s own cost. 
The location of the substation shall be decided by the Engineer in -charge of the area in 
consultation with the applicant 


(viii ) 


The applicant shall pay supply affording charges as per Miscellaneous and General 
Charges approved by the Commission . 


(ix ) 


A building /group of buildings come(s) under the category of multi consumer complex or 
housing colony due to additional construction or additional requirement of load , in such 
cases licensee shall dispose the application as specified in above regulations considering 
the total load of such multi consumer complex /housing colonies including all phases 
(existing and proposed ) 


( x ) 


If assessed load is more than 10000 KW as per Regulation 4.51 for a Multi - Consumer 
Complex and Housing colonies, modalities for supplying electricity to such complex / 
colony shall be decided by Commission on case to case basis on request of licensee . 


18 . 


Regulation 4.55 sub Regulation ( vi) of the Principal Code is substituted by the following : 


( vi) 


The fixtures etc. shall be supplied by the consumer and replaced by the licensee within 7 days of 
receipt. The timer shall be set to switch on street lights fifteen minutes before sunset and switch off 
the street lights fifteen minutes after sunrise. The consumer shall carry out switching on and switch 
ing off of street light/replacement of bulbs/ timer etc on the poles. Maintenance work of Special 
Street light support such as on tubular support, high mast light with underground wiring etc ex 
ecuted by local body shall be done by local body only. 


19 . 


Regulation 4.56 of the principal code shall be deleted : 


20. 


Regulation 4.58 sub Regulation 2 ( c ) & (d ) of the Principal Code is substituted by following : 


Sl . No. 


Type of Service 


Time Limit for Rendering 

the Service 


2 


(c ) 


Completion time for extension of works after payment 
and finalization of agreement. 


90 Days 


( d ) 


(i) 


7 days 


Issue of three months notice after completion of 
extension work by the licensee with installation 
of meter and metering equipment. 


7 days 


Release of load after completion of extension work 
by licen see and submission of clearance from 
Electrical Inspector by the applicant. 


21 . 


Regulation 4.59 sub Regulation (i) & (x ) of the Principal Code is substituted by the following : 


(i) 


Any person requiring supply of electricity for a time dependent purpose like construction activities , 
exhibitions, trade fares,marriages etc. which is temporary in nature may apply for temporary power 
supply in the prescribed form (Annexure- 1 or 2 ) along with documents prescribed in Regulation 
4.16 and 4.17 of this Code. The applicant shall also furnish the proof of occupation of premises or 
NOC from owner of premises as the case may be . If the supply is required at a place owned by local 
authority , NOC from local authority is required . A temporary supply shall be initially for a period 
maximum up to two years subject to extension based on technical feasibility at the time of exten 
sion . 


626 


ESTİNY TE 17647 , facich 6 BTÀST 2018 


[ N 1 


( x ) 


For extension of the period of temporary supply , the consumer shall apply to the licensee in writing 
at least 7 working days before the date of expiry of temporary supply and the security deposit paid 
by the consumer, after adjusting outstanding dues, if any shall be duly treated as the security deposit 
for further period of extension after realizing additional amount required if any. 


22 . 


Regulation 6.4 of the Principal Code is substituted by the following: 


6.4 


For any new service connection , the licensee may take a security deposit which shall be calculated 
on the basis of contracted load /contract demand in HP/KW or KVA as the case may be in accordance 
with the Supply agreement for various categories of consumers in the following manner: 


S. No. 


Category 


Assessed consumption in units per month 
(30 days ) for calculation of Security 

Deposit 


01 . 


Domestic 


i ) 
ii ) 


100 units per KW or part thereof 
25 units per 250 watts or part there of 


02 . 


Non domestic 


i ) 


100 units per KW or part thereof 
25 units per 250 watts or part there of 


ii) 


03. 


Water work 


150 units per KW or part thereof 

OR 
110 units per HP or part thereof 


04 . 


Industrial 


120 units per KW or part thereof 

OR 
100 units per HP or part thereof 


05. 


Agriculture 


100 units per HP or part thereof 


06 . 


Street light 


180 units per KW or part thereof 


07 . 


HT consumers 


250 units per KVA or part thereof 


23. 


Regulation 6.5 of the Principal Code is substituted by the following : 


6.5 


The security deposit shall be determined on the basis of assessed consumption as per Regulation 6.4 
of this Code and shall be an amount equivalent to the estimated consumption of specific number of 
days, applying the prevailing tariff and other charges , as indicated in the following table: However 
HT consumers will be allowed to deposit 50 % of the amount of security deposit assessed as per 
Regulation 6.4 before availing connection and the balance amount in maximum 6 (Six ) equal 
installments along with monthly electricity bills. 


S.No. 


Nature of Consumer 


No. of Days 


Agricultural 
i) permanent 
ii) temporary 


90 
For the entire period of temporary 
connection , subject to maximum 
of 90 days 


2 


Stone crusher, hot-mix plants 


90 


3 


90 


Consumers unable to provide proof 
of legal occupation of premises . 


4 


Other consumers 


60 


HT1 1 ] 


SOTITIE 17499, fari 6 3TİST 2018 


627 


Provided that if a new HT/ EHT consumer opts for payment of electricity bills in a 15 days 
payment option , the security deposit of such consumers shall be an amount equal to an estimated 
consumption of 45 days applying the prevailing tariff and other charges. Such consumers shall pay 
50 % of the assessed monthly electricity bill on the completion of 15th day of billing cycle . However, 
if such consumer once fails to pay the specified amount by the prescribed date , the consumer shall 
loose his privilege to pay the electricity bill on 15th day of billing cycle permanently and shall have 
to pay the security deposit as per the amount calculated on number of days as specified in the table 
above . 


Existing consumers can also opt for 15 days payment option . Such consumers shall pay 50 % 
amount of monthly electricity bill of the previousmonth on 15th day of the billing cycle. The excess 
security deposit of such consumers shall be adjusted by the licensee in maximum six equal install 
ments of subsequent month s electricity bills. 


24 . 


Regulation 6.13 of the Principal Code is substituted by the following : 


6.13 


The licensee shall pay interest on security deposit received in cash at the rate of ‘ Bank Rate 
specified by Reserve Bank of India (RBI) from timeto time. 


25 . 


Regulation 6.17 of the Principal Code is substituted by the following : 


6.17 


The amount of interest shall be calculated in April every year for the preceding year. The interest 
amount so calculated shall be paid by way of adjustment in full against the monthly electricity bill 
for the month ofMay of that year and if so required in the bills for subsequent months. The licensee 
shall 

pay the interest on security deposit from the date of commencement of agreement and shall be 
payable till the agreement is terminated.. 


26 . 


Regulation 7.9 of the Principal Code is substituted by the following : 


7.9 


No application form for reduction of contract demand /contracted load for more than 50 % shall be 
entertained by the licensee within the initial period of agreement, which is two years from the date 
of commencement of contract. However, reduction to the extent of 50 percent of the contract de 
mand /contracted load subject to minimum contract demand as specified for respective voltage of 
supply as per Regulation 3.4 of this Code shall be permitted two times during the initial period of 
agreement of two years . 


Provided that reduction of contract demands in respect of consumer who becomes captive/ 
non -captive load of a CPP shall be dealt as per provision in Regulation 12.14 of this Code." 


27 . 


Regulation 7.11 (a ) (b ) & (c ) of the Principal Code is substituted by the following: 


7.11 


On receipt of the application form for reduction of load /contract demand , the licensee shall take the 
following steps: 


( a ) 


The licensee shall examine the grounds stated in the application , verify the same and 
convey its decision within 15 days of receipt of the application . Any consumer, who is not 
satisfied with the decision of the licensee may make a representation for redressal of his 
grievances before ElectricalGrievances Redressal Forum established by the licensee under 
section 42 (5 ) of the Act. Any consumer , who is aggrieved by non -redressal of his griev 
ances under section 42 (5 ), may make a representation for redressal of his grievances to 
Electricity Ombudsman appointed or designated by the Commission under section 42(6 ) 
of the Act whose decision shall be final subject to such remedy as may be available under 
any statute . 


Provided that for HT and EHT consumers , where licensee has not communicated 
its decision in the application within 15 days from the date of receipt of application , 
sanction shall be deemed to have been granted & effect of reduction of load shall be given 
from first day of the billing month following completion of 15 days of receipt of applica 
tion . 


628 


ESTİTY TE 17647 , facich 6 BTÀST 2018 


[ N 1 


(b ) 


In case of LT connection , after receiving the decision conveyed by the licensee for sanction 
of reduction in load , he shall reduce his load and shall inform to licensee by submitting 
undertaking along with fresh test report from an authorized licensed electrical contractor ). 
Subsequently, the licensee shall arrange for inspection within 2 days in case of urban and 
5 days in case of a rural area. Thereafter, the licensee shall execute a supplementary agree 
ment with the LT consumer. The reduction of load shall be made effective from the first day 
of the following billing month in which Supplementary agreement is executed . 


( c ) 


In case ofHT and EHT connection , effect of reduction of load shall be given from first day 
of the billing month following completion of 15 days of receipt of application . In case a 
consumer opts for reduction in contract demand at later date , which is exceeding 15 days 
from the date of application , the billing shall commence from the first day of the billing 
month for which the sanction has been accorded . 


The applicant and licensee will ensure execution of supplementary agreement for reduc 
tion in contract demand within 15 days from the date of sanction . If the applicant fails to 
execute supplementary agreement within the stipulated period , the licensee may cancel 
the sanction for reduction of contract demand . 


28 . 


Regulation 7.14 of the Principal Code is substituted by the following : 


7.14 


If a consumer, who has reduced his contracted load /contract demand due to any reason , desires to 
restore the load within one year of such reduction , it shall be permitted but such restoration shall be 
subject to the technical feasibility and the condition that reduction of load /demand shall not be 
permitted again within the initial period of agreement. 


Provided that if such a consumer , after paying necessary supply affording charge /exten 
sion charges as the case may be ,and executed the agreementwith licensee for a particular contract 
demand and subsequently reduced his contracted demand /contracted load in accordance with the 
provisions of supply code due to any reason desires to restore the contract demand / contracted load 
need not be required to pay supply affording charge for load enhancement to a maximum limit of 
contracted demand / contracted load availed initially, subject to technical feasibility . This facility 
will be given once till he remains connected . 


29 . 


Regulation 7.35 of the Principal Code is substituted by the following : 


7.35 


After expiry of initial period of two years of agreement from the date of its commencement, the 
agreement shall automatically continue on year to year basis on same terms and conditions, pro 
vided that either party has not terminated the supply agreement subject to provisions of this Code . 


30 . 


Regulation 7.36 of the Principal Code is substituted by the following: 


7.36 


If power supply to a consumer after expiry of initial period of agreement ( irrespective of having 
entered into any supplementary agreement) remains disconnected for a period of two months for 
non - payment of charges or dues or non -compliance of any directives issued under this Code , the 
licensee shall issue a show cause notice in the format as per Annexure 6 within the specified period 
of fifteen days. In case no effective steps are taken by the consumer for removing the cause of 
disconnection and for restoration of power supply on expiry of the period of fifteen days the power 
supply agreement shall deemed to be terminated from the last day of the month of disconnection in 
which the supply has been disconnected 


31. 


Regulation 7.40 of the Principal Code is substituted by the following: 


7.40 


All consumers other than domestic, single-phase non -domestic and street light category can termi 
nate the agreement after the expiry of the initial period of two years on giving at least one month s 
notice in the format as per Annexure -7 irrespective of having executed any supplementary agree 
ment. Onemonth time will be considered from the date of receipt of notice by licensee. The licensee 
shall arrange for specialmeter reading , at a mutually acceptable date , to facilitate preparation of the 


HT1 1 ] 


ETTİH TE 15193 , fcrich 6 31 2018 


629 


final bill of the consumer . The agreement shall be terminated on the last day of the billing month 
and the licensee shall raise the final bill accordingly . 


Illustration : If one month notice dated 3rd Sep is served on 5th Sep to the licensee and billing 

cycle completes on 30th Sep then agreement will be terminated on 31st Oct. If one month 
notice is served on 15th Sep then also agreement will be terminated on 31st Oct i.e. date of 
termination shall be on last date of billing month after expiry of one month notice period . 


32 . 


Regulation 10.22 of the Principal Code is substituted by the following: 


10.22 


(a ) 


After temporary disconnection in case the consumer does not come up to get supply recon 
nect, by making payment of outstanding dues, the connection be permanently discon 
nected after termination of agreement by following the procedure as stated in Para 7.36 / 
7.37 of this Code whichever is applicable . 


( b ) 


The licensee is entitled to recover old electricity dues in respect of a permanent discon 
nected connection of a consumer, from other existing electricity connection of same con 
sumer within its area of supply . 


33 . 


Regulation 10.23 of the Principal Code is substituted by the following : 


10.23 


In case a LT industrial/HT and EHT consumer who could not avail connection even after expiry of 
one month / 3 months notice period, as the case may be regarding availability of supply up to 
consumer s premises, consumer shall be billed at demand /fixed charges as per provision in relevant 
tariff order. When consumer comes up to avail connection after his readiness, billing already done 
may be revised based on following reduced load/demand ignoring actual contracted load /demand 
from the date of commencement of agreement and connection served after clearing the revised 
outstanding dues. The period of agreement be increased equivalent to the period for which billing 
on the basis of reduced load /demand is done. 


For LT industries up to 50 HP 


10 HP 


For LT industries more than 50 HP 


20 HP 


For HT connection 33and 11KV 


60 KVA 


For EHT connection 132 KV 


Contract demand or 4000 KVA whichever is less 


For EHT connection 220 KV 


Contract demand or 15000 KVA whichever is less 


34 . 


Regulation 10.28 of the Principal Code is substituted by the following: 


10.28 


In case the consumer mentioned in Regulation 10.26 above does not come up to avail supply till 
expiry of agreement period , the billing be revised on the basis of following reduced load /demand 
ignoring actual contracted load /demand from the date of disconnection till expiry of agreement 
period and subsequent billing be stopped . 


For LT industries up to 50 HP 


10 HP 


For LT industriesmore than 50 HP 


20 HP 


For HT connection 33 and 11KV 


60 KVA 


For EHT connection 132 KV 


Contract demand or 4000 KVA whichever is less 


For EHT connection 220 KV 


Contract demand or 15000 KVA whichever is less 


630 


ESTİNY TE 17647 , facich 6 BTÀST 2018 


[ 4T 1 


35 . 


Regulation 10.29 of the Principal Code is substituted by the following: 


10.29 


(i) 


If the consumer comes to avail supply after expiry of agreement period , it would be treated 
as new connection and shall be dealt accordingly after payment of outstanding dues if any. 


Further in case of consumer availing supply through dedicated feeder, bay at licensee 
substation & dedicated line shall be utilized by licensee for its own purpose, if consumer 
does not come to avail the supply within a period of one year from the date of permanent 
disconnection / termination of agreement. Under such condition consumer shall have to 
bear the cost of bay & dedicated line . In case line and bay is available & remain unutilized , 
consumer shall have to pay the cost towards modification /rectification of the same to 
licensee along with the maintenance charge for the period such line equipment remind 
unutilized to the licensee . 


36 . 


Regulation 10.30 shall be added after Regulation 10.29 of the Principal Code : 
10.30 On permanent disconnection of an electricity connection having outstanding dues, a distribution 

licensee shall take recourse of the Chhattisgarh Government Electrical Undertaking (Dues Recov 
ery ) Act, 1961 (No.36 of 1961) towards the recovery of such outstanding dues, without prejudice to 
its rights to exercise other remedies in respect of provisions of this Code. 


37 . 


Regulation 11.39 of the Principal Code is substituted by the following: 


11.39 


i) 


The methodology for assessment of consumption in case of theft of energy: 


Unit assessed : LxDxHxF where 


L = 


Load in KW (connected load found in the consumer s premises during the course 
of inspection ) 


D = 


number of working days per month and shall be taken for different categories of 
use as below : 
a ) Continuous Process Industry 30 days 
b ) Non - continuous Process Industry 25 days 

Domestic use 30 days 
d ) Agriculture 30 days 
e ) 

Non -Domestic (continuous) 30 days 
Viz . Hospitals, Hotels and Restaurants , 

Guest houses, Petrol pumps etc. 
f) Non -Domestic ( general) i.e. other than e ) 25 days 

Water works & Street Lights 30 days 


H = 


use of supply hours per day, which shall be taken for different categories of use as 
below : 


a ) 
b ) 


Single shift working industry 8 hrs. 
Two shift working industry 16 hrs . 
Continuous process industry 24 hrs. 
(i) Non - domestic including restaurants 12hrs . 

Hotels , hospitals, guest houses, Petrol pumps 20 hrs 


d ) 


e ) 


Domestic 24 hrs . 


f ) 


Agriculture 18 hrs. 


Water works 8 hrs 


h ) 


Street light 12 hrs 


HT1 1 ] 


STTH TE 175143 , facich 6 30 2018 


631 


F = 


load factor , which shall be taken for different categories of use as below : 
a ) Industrial 60 % 
b ) Non -domestic 60 % 
c ) Domestic 40 % 
d ) 

Agriculture 50 % 
e ) Water works 50 % 
f) Street light 50 % 
Direct theft (i) Domestic category 50 % 

( ii ) All consumers other than domestic 100 % 


The working hours for the purpose of assessment of units consumed in the cases of 
theft of electricity for bonafide domestic use for operating domestic water pump, 
microwave ovens, washingmachines, mixer, electric press, small domestic flour 
mill , vacuum cleaner, toaster, water purifier and petty domestic appliances ex 
cluding lights, fans, TV and refrigerator etc. shall not be considered for more than 
one hour working per day on full rated capacity. The duration of use in case of Air 
Conditioners , coolers and the Geysers shall be taken as six months during the year 
for all categories of users with the working hours per day and the load factor 
specified for that category . 


ii) 


Assessment of energy in case of theft of electricity for temporary connections 


In the case of temporary connection , the assessment of units consumed for theft of electric 
ity shall be done as per the following formula : 


Units assessed = LxDxH , where 


L = Load (load found connected at the time of inspection ) in kW , 


D = No. of days for which supply is used , and 


H = 18 hours for agriculture connections and 12 hours for others. 


38 . 


New Regulations 12.25 and 12.26 shall be added after Regulation 12.24 of the Principal Code : 


12.25 


If CGPs/IPPs desire to construct a dedicated HT/EHT line for the purpose to inter connect their 
captive user and /or their own power plant with the permission of state government under section 68 
of the Act, provision under supply code Regulation 4.20 shall not be applicable . 


12.26 


In case , CGPs/IPPs, connected through dedicated feeder with licensee s substation and has been 
permanently disconnected from grid, after expiry of initial period of agreement due to any reason , 
the bay and the line can be used by the licensee . 


If such CGPs/IPPs apply for connectivity and the bay and line are lying unutilized , cost towards 
modification /rectification shall be borne by such CGPs/ IPPs along with the maintenance charge for 
the period such line equipment remained unutilized . 


If such CGPs/ IPPs apply for connectivity and the bay and line have been partially or fully utilized , 
cost towards the bay and line and/or modification /rectification shall be borne by CGPs/IPPs along 
with the maintenance charge for the period such part of line remained unutilized . 


आयोग के आदेशानुसार, 


( 41.55.RTE ) 

सचिव. 


632 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


राज्य शासन के संकल्प 


छत्तीसगढ़ शासन 
जल संसाधन विभाग 


मंत्रालय 


संकल्प 


क्रमांक 399 / पी -7/ जसं/ तशा / औजप्र /14/ डी -4 , 


नया रायपुर , दिनांक 23/01/2018 


विषय : - “ राज्य जल संसाधन उपयोग समिति , छ.ग. ” में , सचिव/ प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग को 

सदस्य के रूप में शामिल करने बाबत् . 


संदर्भ : - 1. 


छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय का संकल्प क्र .- 778/ जसं/ तशा/7/ 2001 , रायपुर, दिनांक 08-03-2001. 


2 . 


छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय का संकल्प क्र . 6765/ पी -7/ जसं / तशा/ औजप्र/14/ डी -4, नया रायपुर, दिनांक 


31-10-2014. 


3 . 


छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय का संकल्प क्र .- 306/ पी -7/ जसं/ तशा/ औजप्र /14/ डी -4, नया रायपुर, दिनांक 


23-01-2016. 


विषयान्तर्गत संदर्भ क्र . - 1 अंतर्गत उल्लेखित शासन के संकल्प, दिनांक 08-03-2001 द्वारा गठित, “ राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, 
छ.ग. ” में सचिव/ प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है. समिति के शेष 
सदस्य, संदर्भ क्र . - 1 में उल्लेखित गठनादेश तथा उसके तारतम्य में संदर्भ क्र .- 2 एवं संदर्भ क्र . - 3 में उल्लेखित संकल्प के अनुसार यथावत रहेंगे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 


( याकुब खेस्स ) 

संयुक्त सचिव , 
जल संसाधन विभाग . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


633 


भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं 


राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 26 मार्च, 2018 


क्रमांक एफ 4-26/ 2018/ सात - 1. - कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम, 1957 के अंतर्गत जिला सरगुजा एवं सूरजपुर में भू - अर्जन के 
संबंध में भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15-11-2017 को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में 
प्रकाशित किया जाता है 


एन . आर. साहू , 

उप - सचिव. 


[ भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप - खंड (ii) में प्रकाशनार्थ] 


भारत सरकार 
कोयला मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017 


का.आ.- केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार में कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना 
संख्या का.आ. 2208 ( अ ), तारीख 12 जुलाई, 2017 , जो भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3, उप - खंड ( ii ), तारीख 13 जुलाई, 2017 में 
प्रकाशित की गई थी , उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 1252.447 हेक्टर ( लगभग ) या 3094.79 
एकड़ ( लगभग ) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ; 


और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विहित की गई उक्त भूमि में कोयला 
अभिप्राप्त है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न 
अनुसूची में वर्णित 1252.447 हेक्टर ( लगभग ) या 3094.79 ( लगभग ) माप की उक्त भूमि और ऐसी भूमि में के या उस पर के सभी अधिकार का 
अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है 


टिप्पण 1 : 


इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरवीयूएन/ पीसीबी/ सीबीए/7/1, तारीख 21 जुलाई, 2017 का 
निरीक्षण जिला कलेक्टर, जिला सुरजपुर और सरगुजा ( छत्तीसगढ़ ) या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता -700001 के 
कार्यालय में या अपर मुख्य इंजीनियर ( ईंधन ) या उप मुख्य इंजीनियर ( ईंधन ) या उप मुख्य इंजीनियर ( कोयला), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन 
निगम लिमिटेड, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और मुख्यालय, विद्युत भवन, जनपद, ज्योति नगर , जयपुर ( राजस्थान ) -302005 के कार्यालय में किया जा 
सकता है . 


634 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


टिप्पण 2 : 


उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है , जिसमें निम्नलिखित उपबंध है : 


अर्जन की बाबत् आपत्तियां : 


"8. ( 1 ) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में , जिसकी बाबत् धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने 
से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति 
कर सकेगा. 


स्पष्टीकरण इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं 
करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए. 


, 


( 2 ) उप - धारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं 
सुने जाने या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो , 
करने के पश्चात् , जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित भूमि का या ऐसी भूमि में या उस पर 
के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी 
सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चिय के लिए देगा. 


( 3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होगा, 
यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं . " 


टिप्पण 3 : 

केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता -700001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के 
अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 1290 ( अ ), तारीख 24 अप्रैल, 2017, जो भारत के राजपत्र, भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड (ii) में 25 अप्रैल, 
2017 में प्रकाशित की गई थी , सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


635 


अनुसूची 

परसा कोयला ब्लाक 
जिला - सरगुजा और सुरजपुर ( छत्तीसगढ़ ) 


( रेखांक संख्या आरवीयूएन / पीसीबी / सीबीए / 7 / 1, तारीख 21 जुलाई , 2017 ) 
सभी अधिकारः 
( क ) राजस्व भूमि का विवरण: 

पटवारी 
क्रम ग्राम का ग्राम सर्किल 

क्षेत्र 
तहसील जिला 

टिप्पणियां 
सं . संख्या / हल्का 

( हेक्टेयर में ) 
संख्या 
1 . तारा 29 17 

प्रेमनगर 

94.490 

भाग 
2 . जनार्दनपुर 

सुरजपुर 
30 11 प्रेमनगर 

67.666 भाग 

कुल 162.156 
3 . फतेहपुर 66 17 उदयपुर 

196.555 भाग 
4 . घाटबरी 
67 17 उदयपुर 

8.985 

भाग 

सरगुजा 
हरिहरपुर 
65 16 उदयपुर 

147.828 भाग 
6 . साल्ही 64 16 उदयपुर 

180.919 भाग 
कुल 

534.287 

696.443 
कुल राजस्व भूमि : 696.443 हेक्टेयर ( लगभग) या 1720.91 एकड़ ( लगभग) 


5 . 


कुल जोड़ 


( ख ) आरक्षित और संरक्षित वन भूमि का विवरण : 


परिक्षेत्र / 


क्रम 
सं . 


वन भूमि 
का 
प्रकार 


वन 
सर्किल 


वन 
मंडल 
और 
जिला 


कंपार्टमेंट 
संख्या 


क्षेत्र 
( हेक्टेयर | टिप्पणियां 


तहसील 


में ) 


भाग 


1 . 


1982 


124.748 


रामानुजनगर / 

प्रेमनगर 
रामानुजनगर / 

प्रेमनगर 


भाग 


2 . 


1981 


12.483 


आरक्षित 
वन भूमि 
आरक्षित 
वन भूमि सरगुजा 

सर्किल , 
संरक्षित 

अंबिकापुर 
दन भूमि 
संरक्षित 
वन भूमि 


सुरजपुर 


3. 


रामानुजनगर / 

प्रेमनगर 


पी -1986 


37.209 


भाग 


4 . 


रामानुजनगर / 

प्रेमनगर 


पी -1997 


11.109 


कुल 


185.549 


636 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


संपूर्ण 


5 . 


उदयपुर 


पी -2006 


298.496 


भाग 


6 . 


संरक्षित 
वन भूमि 
संरक्षित 
वन भूमि 
संरक्षित 
वन भूमि 


सरगुजा 
सर्किल, 
अंबिकापुर 


सरगुजा 


उदयपुर 


पी -2005 


50.63 


भाग 


7 . 


उदयपुर 


पी -1998 


21.329 


कुल 


370.455 
556.004 


कुल जोड़ 


कुल आरक्षित और संरक्षित वन भूमि : 556.004 हेक्टेयर ( लगभग) 

या 1373.88 एकड ( लगभग ) 


कुल जोड़ ( क + ख ) 


%3D 


= 1252.447 हेक्टेयर (लगभग ) (696.443 + 556.004) 

या 
3094.79 एकड़ ( लगभग) ( 1720.91 + 1373.88 ) 


, 


राजस्व भूमि के प्लाट का विवरण: 

1. ग्राम तारा (भाग) में अर्जित किये जाने वाले प्लाट संख्याक: 
605 (भाग) , 606/1, 606/2, 606/3, 607, 608 , 609, 610, 611, 612, 613/1, 
613/2, 613/3, 614, 615, 616 , 617 , 618, 619 , 620 , 621 , 622 (भाग ) , 623, 624/1, 
624/2, 624/3, 624/4, 624/5, 624/6, 624/7, 658, 659 ( भाग ) , 770( भाग ) 
771, 772/1, 772/2, 773 , 774, 775, 776, 777 , 778, 779, 780 , 781/1 ( भाग ) 
781/2 (भाग) , 783/871, 783 ( भाग) , 784, 785, 786 , 787. 788, 789, 790 , 791, 
792, 793, 794 ( भाग ) , 795, 796, 797 , 798, 799, 800, 801, 802/1, 802/2, 802/3, 
802/4, 802/5, 802/6, 802/7, 802/8, 803, 804 , 805/1, 805/2, 806, 807 , 
808,809,810,811,812,813,814,815,816,817, 818, 819,820 , 821,822,823 , 
824 , 825 , 826, 827/1, 827/2, 828, 829, 830, 831 , 832,833, 834 / 1,834 / 2 , 
834 / 3,834 / 4 , 834/5, 835 , 836 , 837, 838, 839,840,841 , 842, 843, 844/1, 
844/2, 845,846,847 , 848 , 849, 850,851,852,853,854,855,856, 857, 8583; 
859, 860 , 861, 862 , 863/1, 863/2, 864 , 865/1, 865/2, 865/3, 865/4, 
865/5, 865/6, 865/7, 865/8, 865/9, 865/10, 865/11, 865/12 , 865/13, 
865/14, 865/15, 866, 867, 868, 894, 895 (भाग ) . 


2. ग्राम जनार्दनपुर ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याक: 
408 , 409 , 410 , 411, 412 , 413, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 
414/7, 414/8, 414/9, 414/10, 414/11, 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 
415/5, 415/6, 416, 417/1, 417 / 2,417 / 3, 417/4, 418, 419/1, 419/2, 420 , 
421/1, 421/2, 421/3, 422 ( भाग) , 423 , 424 (भाग ) , 426 , 427 , 428 , 429/1, 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


637 


429/2, 429/3, 430, 431, 432 , 433, 434 (भाग ) , 435, 436 , 437, 438 , 439, 440, 
441, 442, 443, 444, 445, 446 , 447 , 448, 449 , 450 , 451 , 452, 453 , 454 (भाग) , 455 , 
456/1, 456/2, 457 ( भाग ) , 458 (भाग) , 465 (भाग) , 466/1 ( भाग) ., 466/2 
( भाग ) 467 , 468, 469, 470, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 471/5, 471/6, 
471/7, 471/8, 471/9, 471/10, 471/11, 471/12, 471/13, 471/14, 471/15, 
471/16, 471/17, 471/18, 471/19, 471/20, 471/21, 471/22, 471/23 , 
471/24 , 471/25 , 471/26, 472 , 473, 474, 475 ( भाग), 476. 


. 


3. ग्राम साल्ही (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याकः 
295 (भाग), 368 (भाग), 373/1 (भाग ) , 373/2 ( भाग) , 501/775 , 502/3 ( भाग), 
503/4 , 503/2 (भाग) , 503/5 ( भाग) , 504/1, 504/2, 504/3, 505/1, 505/2, 
505/3, 506, 507, 508, 509, 510, 511/1 ( भाग), 511/3 511/4 ( भाग), 515/734 
( भाग ) , 523 ( भाग ) , 524 (भाग ) , 525 ( भाग) , 526, 527 , 528/1, 528/2, 529/1, 
529/2, 529/3 (भाग) . 529/4 ( भाग) , 530, 531/1, 531/2, 532, 533 , 534 , 535 , 
536 (भाग) . 537 , 538, 539, 540/1, 540/2, 540/3, 541, 542/1, 542/2, 542/3. 
543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 543/5, 543/6, 543/7, 544/1, 544/2, 
544/3, 544/4, 544/5, 544/6, 544/7, 544/9, 544/10, 544/11 , 544/12, 
544/13 544/14, 544/15, 544/773/4. 544/773/5, 544/773/2, 
544/773/3, 544/773/1(भाग), 544/8( ग), 544/8(घ ), 544/8 ( क), 544/8( ख), 
545/776, 545, 546/1, 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/6, 546/7, 
546/8, 546/774/3, 546/774/2, 546/774/1, 547, 548/1, 548/2, 549, 550 , 
551, 552, 553/1, 553/2, 553/3, 553/4, 553/5, 553/6, 553/7, 554/1, 
554/2, 555, 556/1, 556/2, 556/3, 556/4, 556/5, 556/6, 556/7, 556/8, 
556/9, 556/10 , 556/11, 556/12 , 556/13, 556/14, 557/1, 557/2, 558/1, 
558/2, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561/1, 561/2, 561/3, 562, 563/1, 
563/2, 563/3, 563/4, 564/1, 564/2, 564/3, 564/4, 564/5, 564/6, 
564/7, 564/8, 564/9, 564/770, 564/771, 565 , 566, 567 , 568/1, 568/2, 
568/3, 568/4, 569/1, 569/2, 569/3, 569/4, 570/1, 570/2, 570/3. 
570/4, 571/1, 571/2, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 573/1, 573/2 , 
573/3, 573/4, 574/1, 574/2, 575, 576/1, 576/2, 576/3, 577 , 578/1, 
578/2, 578/3, 579 , 580/1, 580/2, 581, 582, 583/1, 583/2, 583/3, 583/4, 
584. 585, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 588/1, 588/2, 588/3, 588/4, 589 , 
590 , 591/1, 591/2, 591/3, 591 / 4,592 / 1 , 592 / 2,592 / 3, 592/4, 592/5, 
592/6, 592/7, 592/8, 593, 594/1, 594/2, 594/3, 594/4, 595/1, 595/2, 
596/1, 596 / 2,596 / 3, 596/4, 597/1, 597/2, 597/3, 598/1. 598/2, 
599/1, 599/2, 599/3, 599/4, 599/5, 600, 601/2, 601/3, 601/4, 601/5, 
601/6, 601/7, 601/815 , 602, 603/1, 603/2, 603 / 3,603 / 4, 603/5, 
603/6, 603 / 7,603 / 8, 603/9, 603/10, 603/11, 603/12, 603/13, 603/14, 
603/15, 603/16, 603/17, 603/18, 604/1, 604/2, 604/3, 605, 606/1, 
606/2, 606/3, 607 , 608/1, 608 / 2,608 / 3, 608/4, 609, 610/1, 610/2, 


638 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 612/5, 
612/6, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 614/1, 614/2, 614/3, 614/4, 
614/5, 615/1, 615/2, 615/3, 615/797/1, 615/797/2, 616, 617/1, 
617/2, 617/801, 618/1, 618/2, 618/802, 619/1, 619/2, 619/3, 620/1, 
620/2, 620/3, 620/4, 620/5, 620/798, 620/799, 620 / 800,621, 622 , 623 , 
624, 625 , 626 , 627 , 628/1, 628/2, 628/3, 629/1, 629/2, 629/3, 630, 
631/1, 631 / 2,631 / 3, 632 , 633, 634, 635, 636, 637 , 638/1, 638/2, 638/3, 
639 , 640, 641, 642 , 643 ( भाग) , 647 (भाग ) , 648 , 649/760 , 649, 650 , 651, 652 , 
653, 654, 655, 656 , 657 , 658, 659, 660, 661 (भाग ) , 668(भाग ) , 681/767/1 (भाग), 
682 ( भाग ) , 687/1, 687/2, 687/4, 687/5, 687/6, 687/8, 687/9, 687/10, 
687/3 (भाग), 688, 689, 690, 691, 692 , 693, 694/1, 694/2, 694/3, 694/4, 
694/5, 694/6, 695/1, 695/2, 695/3, 695/4, 695/5, 695/6, 696/1, 
696/2, 696/3. 696/4, 696/5, 696/6, 697/1, 697/2, 697/3, 710/2, 
710/3, 710/4, 710/5 , 710/6, 710/7, 710/8, 710/9, 711 ( भाग ) , 712, 
713/1, 713/2, 713/3, 713/4, 714/1, 714/2, 714/3, 715, 716, 717, 718 , 
719 , 720 , 721 , 722 , 723/1, 723/2, 724/1, 724/2, 724/3, 725 , 726/2, 
726/3, 726/4, 726/5, 726/6, 726/7, 726/8, 726/9, 726/10 , 726/11 , 
726/12 , 726/13, 726/14, 726/15, 726/16, 726/17. 726/18, 726/1( भाग) , 
727/4, 727/1 (भाग ) , 727/3 ( भाग ) , 789 . 


4. ग्राम हरिहरपुर ( भाग ) में अर्जित किये जाने वाले प्लाट संख्याकः 
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2, 3 / 1,3 / 2, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 
12/2, 12/3, 12/4, 12/5 , 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 
12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20 , 
12/21, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29 , 
12/30, 12/31, 12/32 , 12/33 , 12/34 , 12/35, 12/1 (भाग ), 13/1, 13/2, 
13/3, 13/4, 13/5, 13/248, 13/249, 13/250, 13/251, 13/252 , 14/1, 
14/2, 15/1. 15 / 2,15 / 3, 15/4, 15/5, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 
16/6, 16/7, 16/8, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20/1, 
20/2, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 
23/1, 23/2 , 23/3, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 
26/5, 26/6, 27/1. 27/2, 27/3, 28/1, 28/2, 28/3, 29/1, 29/2, 29/3, 
29/4, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 
31/6, 32 , 33/1, 33/2, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 
35/8, 35/9. 35/249 , 35/250, 36, 37 , 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3, 
41, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 45 , 
46 , 47 , 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 
49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12 , 49/13, 50/1, 50/2, 
50/3, 50/4, 51 / 1,51 / 2, 51/3, 51 / 4,51 / 5 , 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 
52/1. 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/250/1, 52/250/3, 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


639 


52/250/2, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 
54/1 , 54/2, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 56/1, 
56/2, 56 / 3,56 / 4 , 57 , 58/1, 58/2, 58/3, 59 / 1,59 / 2 , 60/1, 60/2, 
61/1, 61/2, 62 / 1,62 / 2, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 65, 66, 67/1, 67/2, 
67/3, 67/4, 67/5, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68 / 7,68 / 8 , 
68/9, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 
70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 70/14, 70/15, 70/16, 70/17, 70/18, 
70/19, 70/20, 70/21 , 70/22, 70/23, 70/24, 71 / 1..71 / 2, 71/3, 71/4, 
71/5, 71/6, 71/7, 72/1, 72/2, 72/3, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 
74 , 75/1, 75 / 2,75 / 251, 75/252, 76, 77 , 78, 79/1, 79/2, 79/3, 80/1, 
80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80 / 9,81 / 1, 81/2, 81/3, 
82/1, 82 / 2,82 / 3, 82/4, 82/5, 83/1, 83/2, 83 / 3,84 / 1,84 / 2,85 / 1 , 
85/2, 85/3, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 
90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 91/1, 91/2, 92/1 , 
92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7 , 92/8, 92/9, 93/1, 93/2, 93/3, 
94/1, 94/2, 94/3, 95 , 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 97 , 98 / 1,98 / 2, 
98/3, 98/4, 98/5, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 100/1, 100/2, 100/3, 
100/4, 100/5, 100/6, 101/1, 101/2, 101/3, 102/1, 102/2, 103/1, 
103/2, 104/1, 104/2, 105, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 
108, 109, 110 , 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 
113, 114, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/2, 118/1, 
118/2, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 
122/1, 122/2, 123 , 124, 125 , 126, 127 , 128, 129/1, 129/2, 130/1, 130/2, 
131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 134 , 135/1. 
135/2, 136, 137/1, 137/2, 138, 139/1, 139/2, 140, 141, 142/1, 142/2, 
142/3, 143, 144 , 145/1, 145/2, 146 , 147, 148 , 149, 150, 151/1, 152 , 153/1, 
153/2, 154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 155/3, 156/1, 156/2, 156/3, 
156/4, 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, 158/2, 158/3, 158/4, 
158/12, 158/14 , 158/15, 158/1 ( भाग), 159/1, 159/2, 159/3, 160/1.. 
160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 161/1, 161/2, 161/3, 162, 163/1, 163/2, 
164 ( भाग), 165 , 166 ( भाग), 167/1, 167/2, 167/4, 168, 169 (भाग), 170, 171/1, 
171/2, 171/3, 171/4, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 173, 174 ( भाग), 
175/2, 175/1 ( भाग ), 176, 177 ( भाग ), 179 (भाग ), 183/3, 183/6, 183/7, 
183/11, 183/1 ( भाग), 184/1, 184/2 , 184/3, 184/4, 184/5 , 184/6, 
184/7, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 186/1, 186/2, 187/1, 187/2, 
188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 191/9, 
191/16, 191/1 ( भाग ), 

( भाग), 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 
250/7, 250/8, 250/9. 


640 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


5. ग्राम घाटबर्रा (भाग ) में अर्जित किये जाने वाले प्लाट संख्याक: 
1/2 (भाग), 1/10 , 1/19 (भाग), 1/20, 1/21 , 1/22 , 2/1, 2/2, 3/1 (भाग), 
3/2 (भाग), 3/3 ( भाग), 3/4 (भाग), 3/5 ( भाग), 4/1, 4/2, 4/3 ( भाग), 4/4 
( भाग ), 39 ( भाग), 40 ( भाग), 820/1(भाग ). 


6. ग्राम फतेहपुर ( भाग) में अर्जित किये जाने वाले प्लाट संख्याक : 
2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 3 / 9,3 / 10, 3/11, 3/12, 3/13 , 
3/16, 3/21, 3/23, 3/24, 3/25, 3/78/371, 3/78/372, 3/6 ( क ), 3/6 
( ख), 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10 , 11, 
12 , 13/1, 13/2, 14 , 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 
20/3, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 26 , 
27 , 28, 29, 30 , 31 , 32 , 33, 34 / 1.34 / 2, 35 / 1,35 / 2 , 36 / 1,36 / 2 , 37 , 38, 39 , 
40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 45/358, 46, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 , 
50, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 52/1, 52 / 2,53, 54, 55 , 56, 57 , 58,59 , 
60/1, 60/2, 60/359, 61 , 62 , 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 64, 
65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 69 / 3,69 / 4, 70, 71/1, 71/2, 72/1, 
72/2, 73/1, 73/2, 74, 75/1, 75/2, 75/3. 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 76 , 
77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 79 , 81, 
82, 83, 84, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 86/3, 86 / 4,86 / 360 / 3, 86/360/1, 
86/360/2, 87 , 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 
91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 92, 93, 94 , 95/361, 95, 96 , 97/364, 97, 98/1, 
98/2, 98/3, 99 / 1,99 / 2,99 / 3, 99 / 4,99 / 5, 99 / 6,99 / 7,99 / 8, 99/9, 
100, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 
105, 106/1, 106/2, 107 , 108/1, 108/2, 109, 110, 111/1, 111/2, 111/3, 
112, 113, 114, 115 , 116, 117/1, 117/2, 117/3, 118/1, 118/2, 118/3, 
118/4, 118/5, 119, 120, 121 , 122, 123/1, 123/2, 123/3, 124, 125/1, 
125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10 , 126 , 
127 , 128, 129/1, 129/2, 130, 131, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 134/1, 
134/2, 135 , 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 
138, 139, 140, 141, 142, 143/1, 143/2, 144, 145, 146 , 147, 148 , 149, 150, 151, 
152/363, 152 , 153/365, 153 , 154, 155, 156, 157 , 158 , 159/1, 159/2, 160/1, 
160/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 
165/1, 165/2, 165/366, 166/1, 166/2, 166/3, 167/1, 167/2, 167/3, 
168, 169 , 170, 171, 172, 173, 174, 175 , 176, - 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 
177/5, 178, 179, 180 , 181, 182/1, 182/2, 182/3, 183 , 184, 185, 186, 187/1, 
187/2, 188, 189 , 190/1, 190/2, 191/1, 191/2, 191/362, 192/1, 192/2, 
192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 193, 194 , 195 , 196, 197 , 198, 199 , 200/1, 
200/2, 201/1, 201/2, 202, 203, 204, 205 , 206/1, 206/2, 207 , 208, 209 , 210 , 
211, 212, 213/1, 213/2, 214, 215, 216 , 217, 218, 219/1, 219/2, 220, 221 , 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230/1, 230/2, 230/3, 231, 232, 233 , 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


641 


234, 235 , 236 , 237 , 238,239 , 240, 241, 242 , 243,244 / 1,244 / 2, 244 / 3,245 , 
246 , 247 , 248, 249, 250/1, 250/2, 250/3. 250/4, 250/5, 250/6, 251 , 252 , 
253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 255 , 256, 257/1, 257/2, 258, 
259/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6 , 259/7, 259/8. 259/9, 
259/10 , 260, 261, 262 , 263, 264(भाग ) , 265( भाग ) . 270/1, 270/2, 270/3(भाग ), 
270/4, 271/1(भाग ), 271/2, 277 (भाग) , 278/2, 278/3, 278/7, 278/1 (भाग ) , 
278/4 ( भाग ) , 278/5 (भाग ) , 278/6 (भाग ) , 279, 280/2, 280/3, 280/4, 
280/5, 280/6, 280/7, 280/8, 280/9, 280/10, 280/11, 280/1( भाग ) , 288, 
303/1( भाग) , 304 ( भाग) . 305, 306, 307/1(भाग), 307/2, 307/3( भाग) , 308, 
309, 310, 311, 312, 313/1( भाग ) , 314 (भाग) , 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 
315/5, 315 / 6,316 . 


आरक्षित और संरक्षित वन भूमि का विवरण : 
1982 ( भाग), 1981( भाग ), पी -1986 (भाग), पी -1997( भाग), पी -2006 , पी -2005 ( भाग). पी -1998 
( भाग). 


सीमा वर्णनः 


ज - क 


रेखा, बिन्दु ज ग्राम जनादनपुर से आरंभ होते हुए और दक्षिणी सीमा वन 
कम्पार्टमेंट पी 1997 से होते हुए ग्राम जनादर्नपुर के प्लॉट संख्या 457, 
454, 465 इत्यादि तथा ग्राम साल्ही के प्लॉट संख्या 502 , 503 , 524, 
529, 687 इत्यादि होती हुई साल्ही ग्राम के मध्य में बिंदु क पर मिलती 


क - ख 


रेखा, बिन्दु क ग्राम साल्ही से आरंभ होते हुए ग्राम साल्ही के प्लॉट 
संख्या 710, 711 इत्यादि तथा ग्राम हरिहरपुर मध्य के प्लॉट संख्या 164, 
166, 176, इत्यादि और पश्चिमी सीमा वन कम्पार्टमेंट पी 2005 और ग्राम 
घाटबर्रा के प्लॉट संख्या 3, 4 इत्यादि होती हुई पश्चिमी सीमा वन 
कम्पार्टमेंट पी 1998 तथा घाटबर्रा ग्राम के पश्चिमी सीमा के निकट बिंदु 
ख पर मिलती है । 


ख - ग 


रेखा, बिन्दु ख ग्राम घाटबर्रा से आरंभ होती है और ग्राम फतेहपुर के 
प्लॉट संख्या 314, 264 , 277 इत्यादि होती हुई उत्तरी पूर्वी सीमा वन 
कम्पार्टमेंट 1981 और ग्राम तारा के पूर्वी सीमा के निकट बिन्दु ग पर 
मिलती है । 


642 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल 2018 


[ भाग 1 


ग - घ - ड. - च - छ - ज रेखा, बिन्दु ग ग्राम तारा से आरंभ होती है और तारा ग्राम के प्लॉट 

संख्या 783, 794 , इत्यादि से होती हुई ग्राम तारा के उत्तरी पूर्वी सीमा 
के निकट बिन्दु घ पर मिलती है । रेखा बिन्दु घ ग्राम तारा से आरंभ 
होती है और वन कम्पार्टमेंट पी 1986 से होती हुए तारा ग्राम के प्लॉट 
संख्या 659 होती हुई पूर्वोत्तर सीमा के निकट बिन्दु ड. पर मिलती है, 
रेखा बिन्दु ड. ग्राम तारा से आरंभ होती है और वन कम्पार्टमेंट पी 
1986 से होती हुई तारा ग्राम के प्लॉट संख्या 605 होती हुई जनार्दनपुर 
ग्राम के दक्षिणी सीमा के निकट बिन्दु च पर मिलती है, रेखा बिन्दु च 
जनार्दनपुर ग्राम से आरंभ होती है और वन कम्पार्टमेंट 1982 से होती 
हुई जनार्दनपुर ग्राम के दक्षिण पूर्वी सीमा के निकट बिन्दु छ से 
मिलती है और रेखा बिन्दु छ ग्राम जनार्दनपुर से आरंभ होती है और 
वन कम्पार्टमेंट 1982 से होती हुई जनार्दपुर ग्राम प्लॉट संख्या 410 , 
408 इत्यादि से होती हुए वन कम्पार्टमेंट पी 1997 से होती हुई जनार्दपुर 
ग्राम के मध्य में बिन्दु ज से मिलती है । 


[ फा.स. 43015 / 28 / 2017 - एलए एण्ड आई आर ] 


रामगोप्रणि सोय 


आर.एस.सरोज ) 
अवर सचिव, भारत सरकार 


HT1 1 ] 


SGTILTE 17543 , Grlich 6 BTÀST 2018 


643 


I TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA , PART II, SECTION 3, SUB- SECTION ( 1) ] 


Government of India 

Ministry of Coal 


Notification 


New Delhi, the 15th November ,2017 


S.O.- Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry 
of Coal number S.O. 2208(E ), dated the 12 July, 2017 issued under sub -section (1) of section 
4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), and published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 
3 , Sub - section (ii), dated the 13th July, 2017, the Central Government gave notice of its intention 
to prospect for coal in 1252.447 hectares (approximately ) or 3094.79 acres (approximately ) of 
the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification ; 


And whereas, the CentralGovernment is satisfied that coal is obtainable in a part of the 
said lands prescribed in the Schedule appended to this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 7 of the 
said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land 
measuring 1252.447 hectares (approximately) or 3094.79 acres (approximately ) and all rights in 
or over the said lands described in the Schedule appended hereto : 


Note 1: The plan bearing number RVUN / PCB/CBA /7 /1, dated the 21st July , 2017 of the area 
covered by this notification may be inspected in the office of the District Collectors, District 
Surajpur and Surguja (Chhattisgarh ) or in the office of the Coal Controller , 1 , Council House 
Street, Kolkata - 700001 or in the office the Additional Chief Engineer - Fuel or Deputy Chief 
Engineer- Fuel or Deputy Chief Engineer-Coal, Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited , 
Regd . Office and Head Office, Vidyut Bhawan , Janpath , Jyoti Nagar , Jaipur (Rajasthan ) - 
302005 . 


Note 2 : Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides 
as follows : 


Objection to acquisition : 
* 8. ( 1) 

Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 
has been issued , may , within thirty days of the issue of the notification , object to the acquisition 
of the whole or any part of the land or any rights in or over such land . 


Explanation.- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say 
that he himself desires to undertake mining operation in the land for the production of coal and 
that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other 
person . 


( 2 ) Every objection under sub - section ( 1) shall be made to the competent authority in writing , 
and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person 
or by a legal practitioner and shall , after hearing all such objections and after making such further 
inquiry , if any, as he thinks necessary , eithermake a report in respect of the land which has been 
notified under sub -section (1) of section 7 or of rights in or over such land , or make different 
reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land , to the Central 
Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the 
proceedings held by him , for the decision of the Government. 


644 


OTHY TE 176143 , GGhics 6 319 2018 


[ 4T 1 


( 3 ) 

For the purposes of this section , a person shall be deemed to be interested in land who 
would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such 
land were acquired under this Act". 
Note 3 : The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700001 has been appointed by 
the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act , vide 
notification number S.O. 1290 (E ), dated the 24th April, 2017 published in the Gazette of India , 
part II, section 3 , sub -section (ii), dated the 25th April, 2017 . 


Schedule 


Parsa Coal Block 


Districts Surguja and Surajpur ( Chhattisgarh ) 
(Plan bearing number RVUN /PCB /CBA /7 /1, dated the 21" July , 2017 ) 
All Rights: 
(A ) Details of Revenue Land : 

Patwari 
SI. Name of the Village Circle 

Area in 
Tahsil District 

Remarks 
No. Village number Halka 

hectares 
number 
Tara 

29 17 Premnagar 

94.490 Part 

Surajpur 
2 Janardanpur 30 

Premnagar 

67.666 Part 
Total: 

162.156 
3 Fatehpur 

66 17 Udaipur 

196.555 Part 
4 Ghatbarra 

67 17 Udaipu 

8.985 

Part 

Surguja 
5 Hariharpur 65 

16 Udaipur 

147.828 Part 
6 Salhi 

64 16 Udaipur 

180.919 Part 

Total: 534.287 
Grand Total: 

696.443 
(A ) Total revenue land : 696.443 hectares (approximately ) or 1720.91 acres (approximately ) 
(B ) Details of Protected and Reserved Forest Land : 

Forest 
SI. Type of Forest 

Range/ Compart- Area in 
Division and 

Remarks 
No. Forest Circle 

Tahsil ment no . hectares 

District 
Reserved 

Ramanujnagar/ 

1982 124.748 Part 
Forest 

Premnagar 
Reserved 

Ramanujnagar/ 
2 

1981 12.483 Part 
Forest Surguja 

Premnagar 
Circle, Surajpur 
Protected Ambikapur 

Ramanujnagar/ 
3 

P - 1986 37.209 Part 
Forest 

Premnagar 
Protected 

Ramanujnagar/ 
4 

P -1997 11.109 Part 
Forest 

Premnagar 

Total: 185.549 
Protected 
5 

Udaipur P - 2006 298.496 Full 
Forest 

Surguja 
Protected 
6 Circle , Surguja Udaipur 

P - 2005 50.63 

Part 
Forest 

Ambikapur 
Protected 
7 

Udaipur P - 1998 21.329 Part 
Forest 

Total: 370.455 
Grand Total: 

556.004 
Total Protected and Reserved Forest Land : 556.004 hectares (approximately) 

or 1373.88 acres( approximately ) 


HTTT 1 ] 


SGTILTE 17543 , Grlich 6 BTÀST 2018 


645 


Grand Total ( A + B ) 1252.447 hectares ( approximately ) (696.443 + 556.004 ) 

or 3094.79 acres (approximately ) (1720.91 + 1373.88) 


Plot details of Revenue Land : 
1- Plotnumbers to be acquired in village Tara (Part): 

605 (P ), 606/1 , 606/2 , 606/3 , 607, 608 , 609, 610 , 611, 612 , 613/1, 613/2, 613/3 , 614 , 615, 616 , 617,618 , 
619 , 620, 621, 622 (P ), 623, 624/1 , 624/2 , 624/3 , 624/4 , 624/5 , 624/6 , 624/7 , 658 , 659 (P ), 770 (P ), 771, 
772/1 , 772/2 , 773 , 774 , 775 , 776 , 777, 778 , 779 , 780 , 781/1 (P ), 781/2 (P ), 783/871, 783 (P ), 784 , 785, 
786 , 787, 788, 789 , 790 , 791, 792,793 , 794 (P ), 795, 796 , 797, 798 , 799, 800 , 801, 802/1, 802/2 , 802/3 , 
802/4, 802/5 , 802/6 , 802/7, 802/8 , 803, 804 , 805/1, 805/2 , 806 , 807, 808 , 809 , 810 , 811, 812 , 813 , 814 , 
815 , 816 , 817 , 818, 819 , 820 , 821, 822 , 823 , 824 , 825 , 826 , 827/1 , 827/2 , 828 , 829, 830, 831, 832 , 833 , 
834/1 , 834/2 , 834/3 , 834/4 , 834/5 , 835 , 836 , 837 , 838, 839, 840 , 841, 842, 843 , 844/1 , 844/2 , 845 , 846 , 
847 , 848 , 849 , 850 , 851, 852, 853, 854 , 855, 856 , 857, 858 , 859, 860 , 861, 862, 863/1 , 863/2 , 864, 865/1 , 
865/2 , 865/3 , 865/4 , 865/5, 865/6 , 865/7 , 865/8 , 865/9 , 865/10 , 865/11, 865/12 , 865/13 , 865/14 , 865/15, 
866 , 867,868 , 894,895 ( P ). 


2- Plot numbers to be acquired in village Janardanpur (Part): 

408, 409, 410, 411, 412 , 413, 414/1 , 414/2 , 414/3 , 414/4 , 414/5 , 414/6 , 414/7, 414/8 , 414/9 , 414/10, 
414/11, 415/1 , 415/2 , 415/3 , 415/4 , 41575, 415/6 , 416,417/1, 417/2 , 417/3 , 41774 , 418, 419/1, 419/2 , 420 , 
421/1 , 421/2 , 421/3, 422 (P ), 423 , 424 (P ), 426 , 427, 428, 429/1, 429/2, 429/3 , 430, 431, 432 , 433,434 (P ), 
435 , 436 , 437 , 438 , 439, 440, 441, 442 , 443 , 444 , 445 , 446,447, 448,449, 450 , 451, 452 , 453 , 454 (P ), 
455, 456/1, 456/2 , 457 (P ), 458 (P ), 465 (P ), 466/1 (P), 466/2 (P ), 467, 468, 469, 470 ,471/1, 471/2 , 471/3 , 
471/4 , 471/5 , 471/6 , 471/7 , 471/8 , 471/9 , 471/10, 471/11, 471/12 , 471/13, 471/14, 471/15, 471/16 , 471/17, 
471/18, 471/19, 471/20 , 471/21, 471/22 ,471/23, 471/24 , 471/25, 471/26 , 472 , 473,474 , 475 (P ), 476 . 


3- Plot numbers to be acquired in village Salhi (Part): 

295 (P ), 368 (P ), 373/1 (P ), 373/2 (P ), 501/775 , 502/3 (P ), 503/4 , 503/2 (P ), 503/5 (P ), 504/1 , 504/2 , 504/3 , 
505/1 , 505/2, 505/3 , 506 , 507, 508 , 509, 510 , 511/1 (P ), 511/3 , 511/4 (P ), 515/734 (P ), 523 (P ), 524 (P ), 
525 (P ), 526 , 527, 528/1, 528/2 , 529/1, 529/2 , 529/3 (P ), 529/4 (P ), 530,531/ 1, 531/2 , 532, 533 , 534 , 535 , 

( P ), 537 , 538 , 539 , 540/1 , 540/2, 540/3 , 541 , 542/1, 542/2 , 542/3, 543/1, 543/2 , 543/3 , 543/4 , 543/5 , 
543/6 , 543/7 , 544/1, 544/2 , 544/3 , 544/4 , 544/5 , 544/6 , 544/7 , 544/9 , 544/10 , 544/11, 544/12 , 544/13 , 
544/14 , 544/15, 544/773/4 , 544/773/5 , 544/773/2 , 544/773/3 , 544/773/1 (P ), 544/8 (GA ), 544/8 (GHA ), 
544/8 (KA ), 544/8 (KHA), 545/776 , 545, 546/1, 546/2 , 546/3, 546/4 , 546/5, 546/6 , 546/7 , 546/8 , 546/774/3 , 
546/774/2 , 546/774/1 , 547 , 548/1, 548/2 , 549 , 550 , 551, 552 , 553/1 , 553/2, 553/3, 553/4 , 553/5 , 55376 , 
553/7 , 554/1 , 554/2 , 555, 556/1 , 556/2 , 556/3, 556/4 , 556/5 , 556/6 , 556/7, 556/8 , 556/9 , 556/10 , 556/11, 
556/12 , 556/13 , 556/14 , 557/1 , 557/2, 558/1 , 558/2 , 559/1 , 559/2, 560/1 , 560/2 , 561/1 , 561/2 , 561/3 , 562, 
563/1, 563/2 , 563/3 , 563/4, 564/1, 564/2 , 564/3 , 564/4 , 564/5 , 564/6 , 564/7, 564/8, 564/9, 564/770 , 
564/771, 565 , 566 , 567 , 568/1 , 568/2 , 568/3 , 568/4 , 569/1 , 569/2 , 569/3 , 569/4 , 570/1 , 570/2 , 570/3 , 570/4, 
571/1, 571/2 , 572/1, 572/2 , 572/3 , 572/4 , 573/1 , 573/2 , 573/3 , 573/4, 574/1, 574/2 , 575 , 576/1, 576/2 , 
576/3 , 577 , 578/1 , 578/2 , 578/3 , 579, 580/1, 580/2, 581, 582 , 583/1 , 583/2 , 583/3, 583/4 , 584 , 585 , 586 , 
587/1 , 587/2 , 587/3 , 588/1 , 588/2 , 588/3, 588/4 , 589, 590 , 591/1 , 591/2 , 591/3 , 591/4 , 592/1 , 592/2 , 592/3 , 
592/4, 592/5, 592/6 , 592/7, 592/8 , 593, 594/1 , 594/2 , 594/3 , 594/4, 595/1, 595/2, 596/1, 596/2, 596/3 , 
596/4 , 597/1 , 597/2 , 597/3 , 598/1, 598/2 , 599/1, 599/2 , 599/3 , 599/4 , 599/5 , 600 , 601/2 , 601/3 , 601/4 , 
601/5 , 60176 , 601/7 , 601/815 , 602 , 603/1 , 603/2 , 603/3, 603/4 , 603/5 , 60376 , 603/7 , 603/8 , 603/9, 603/10 , 
603/11, 603/12 , 603/13, 603/14 , 603/15, 603/16 , 603/17, 603/18 , 60471, 604/2 , 604/3 , 605, 606/1 , 606/2 , 
606/3 , 607, 608/1, 608/2 , 608/3 , 608/4, 609, 610/1, 610/2 , 611/1, 611/2 , 611/3 , 611/4 ,612/1 , 612/2 , 612/3 , 
612/4 , 612/5, 612/6 , 613/1 , 613/2 , 613/3 , 613/4 , 614/1, 614/2 , 614/3 , 614/4 , 614/5 , 615/1, 615/2, 615/3, 
615/797/1 , 615/797/2 , 616 , 617/1 , 617/2 , 617/801, 618/1 , 618/2 , 618/802, 619/1, 619/2 , 619/3, 620/1, 
620/2 , 620/3 , 620/4 , 620/5, 620/798 , 620/799 , 620/800 , 621, 622, 623, 624 , 625, 626 , 627, 628/1 , 628/2 , 
628/3, 629/1, 629/2 , 629/3, 630, 63171, 631/2 , 631/3, 632, 633, 634, 635, 636 , 637, 638/1, 638/2, 638/3 , 
639, 640, 641, 642, 643 ( P ), 647 ( P ), 648 , 649/760 ,649 , 650, 651, 652 , 653 , 654 , 655, 656 ,657 ,658, 659 , 
660, 661(P ), 668 (P ), 681/767/1 (P ), 682 (P ),687/1 , 687/2 , 687/4 , 687/5 , 687/6 , 687/8 , 687/9, 687/10 , 68773 
( P ), 688 , 689, 690 , 691, 692, 693, 694/1, 694/2 , 694/3 , 694/4 , 694/5 , 694/6 , 695/1, 695/2 , 695/3, 695/4 , 
695/5 , 695/6 , 696/1, 696/2, 696/3, 696/4 , 696/5, 696/6 , 697/1, 697/2 , 697/3 , 710/2 , 710/3 , 710/4 , 710/5 , 
710/6 , 710/7, 710/8 , 710/9 , 711 (P ), 712 , 713/1 , 713/2 , 713/3, 713/4 , 714/1 , 714/2 , 714/3, 715 , 716 , 717 , 
718, 719, 720 , 721 , 722 , 72371, 723/2 , 724/1 , 724/2 , 724/3 , 725, 726/2 , 726/3 , 726/4 , 726/5 , 72676 , 726/7 , 


646 


ESTİNY TE 17647 , facich 6 BTÀST 2018 


[ 4T 1 


726/8 , 726/9 , 726/10 , 726/11, 726/12 , 726/13, 726/14 , 726/15 , 726/16 , 726/17 , 726/18, 726/1 (P ), 727/4, 
727/1 (P ), 727/3 (P ), 789. 


4. Plot numbers to be acquired in village Hariharpur (Part): 

1/2 , 1/3 , 1/4 , 1/5 , 2 , 3/1, 3/2 , 4/1 , 4/2 , 4/3 , 5, 6 , 7 , 8, 9, 10 , 11 , 12/2 , 1273 , 12/4 , 12/5, 12/6 , 12/7 , 12/8 , 
12/9 , 12/10 , 12/11, 12/12 , 12/13, 12/14 , 12/15 , 12/16 , 12/17, 12/18 , 12/19, 12/20, 12/21, 12/22 , 12/23 , 
12/24 , 12/25, 12/26 , 12/27, 12/28, 12/29, 12/30 , 12/31, 12/32 , 12/33, 12/34 , 12/35, 12/1 (P ), 13/1 , 13/2 , 
13/3 , 13/4 , 13/5, 13/248, 13/249, 13/250, 13/251, 13/252 , 14/1, 14/2 , 15/1, 15/2 , 15/3, 15/4, 15/5 , 16/1, 
16/2 , 16/3, 16/4 , 16/5 , 16/6 , 16/7, 16/8 , 17, 18/1, 18/2 , 1971, 19/2 , 19/3 , 19/4 , 20/1, 20/2 , 20/3 , 20/4 , 21/1 , 
21/2 , 21/3 , 21/4 , 22/1, 22/2 , 22/3 , 22/4 , 23/1, 23/2, 23/3 , 24 , 25/1, 25/2 , 25/3, 26/1, 26/2 , 26/3, 26/4 , 26/5, 
26/6 , 27/1, 27/2 , 273, 28/1 , 28/2 , 28/3 , 29/1 , 29/2 , 29/3 , 29/4 , 30/1 , 30/2 , 30/3 , 30/4 , 30/5 , 31/1 , 31/2 , 
31/3, 31/4 , 31/5 , 31/6 , 32 , 33/1, 33/2 , 34, 35/1 , 35/2 , 35/3 , 35/4 , 35/5 , 35/6 , 35/7 , 35/8 , 35/9 , 35/249, 
35/250 , 36 , 37 , 38 , 39/1 , 39/2 , 40/1, 40/2, 40/3, 41 , 42/1 , 42/2 , 42/3 , 42/4 , 43/1, 44/1 , 44/2 , 44/3 , 44/4 , 
44/5 , 45, 46 , 47 , 48/1, 48/2 , 48/3, 48/4 , 48/5 , 49/1, 49/2 , 49/3 , 49/4 , 49/5 , 49/6 , 49/7, 49/8 , 49/9, 49/10 , 
49/11, 49/12, 49/13 , 50/1, 50/2 , 50/3, 50/4 , 51/1 , 51/2 , 51/3 , 51/4 , 51/5, 51/6 , 51/7 , 51/8 , 51/9, 52/1, 52/2 , 
52/3 , 52/4 , 52/5 , 52/6 , 52/7 , 52/250/1, 52/250/3 , 52/250/2 , 53/1 , 53/2 , 53/3 , 53/4, 53/5 , 53/6 , 53/7 , 53/8 , 
53/9 , 54/1, 54/2 , 55/1 , 55/2 , 55/3 , 55/4 , 55/5 , 55/6 , 55/7 , 55/8 , 56/1, 56/2, 56/3, 56/4 , 57, 58/1, 58/2 , 58/3 , 
59/1, 59/2 , 66/1, 60/2, 61/1, 61/2 , 62/1 , 62/2, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2 , 65, 66 , 67/1, 67/2 , 67/3, 67/4 , 67/5 , 
68/1 , 68/2 , 68/3 , 68/4, 68/5 , 68/6 , 68/7 , 68/8 , 68/9, 69 , 70/1, 70/2 , 70/3 , 70/4 , 70/5 , 70/6 , 70/7 , 70/8 , 70/9, 
70/10, 70/11, 70/12 , 70/13, 70/14 , 70/15 , 70/16 , 70/17, 70/18, 70/19, 70/20 , 70/21, 70/22, 70/23 , 70/24 , 
71/1, 71/2 , 71/3, 71/4 , 71/5, 71/6 , 71/7, 72/1 , 72/2 , 72/3 , 73/1, 73/2 , 73/3, 734, 73/5 , 74 , 75/1, 75/2 , 
75/251, 75/252, 76, 77, 78, 79/1, 79/2 , 79/3 , 80/1, 80/2, 80/3 , 80/4, 80/5 , 80/6 , 80/7, 80/8, 80/9, 81/1, 81/2 , 
81/3, 82/1 , 82/2, 82/3 , 82/4 , 82/5 , 83/1, 83/2 , 83/3, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 85/3, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 
88/1, 88/2 , 89/1, 89/2 , 90/1 , 90/2, 90/3 , 90/4 , 90/5, 90/6 , 90/7, 90/8, 90/9, 91/1, 91/2 , 92/1, 92/2 , 92/3 , 
92/4 , 92/5 , 92/6 , 92/7, 92/8 , 92/9 , 93/1, 93/2 , 93/3 , 94/1, 94/2, 94/3, 95, 96/1, 96/2 , 96/3 , 96/4 , 96/5, 97, 
98/1 , 98/2, 98/3 , 98/4, 98/5, 99/1, 99/2 , 99/3 , 99/4, 100/1, 100/2 , 100/3, 100/4, 100/5 , 100/6 , 101/1, 101/2 , 
101/3 , 102/1 , 102/2 , 103/1, 103/2 , 104/1, 104/2 , 105 , 106/1 , 106/2 , 107/1 , 107/2 , 107/3 , 107/4 , 108 , 109, 
110 , 111/1 , 111/2, 111/3 , 111/4, 112/1, 112/2 , 112/3, 112/4 , 113 , 114 , 115/1 , 115/2 , 116/1, 116/2 , 116/3 , 
117/1, 117/2 , 118/1, 118/2 , 119/1, 119/2 , 119/3, 119/4 , 120/1, 120/2 , 121/1 , 121/2 , 122/1, 122/2 , 123 , 124, 
125, 126 , 127 , 128 , 129/1 , 129/2 , 130/1 , 130/2, 131/1, 131/2 , 132/1 , 132/2 , 133/1 , 133/2 , 133/3, 133/4 , 
134 , 135/1, 135/2 , 136 , 137/1, 137/2 , 138 , 139/1, 139/2, 140, 141, 142/1 , 142/2 , 142/3 , 143, 144, 145/1, 
145/2 , 146 , 147 , 148 , 149, 150 , 151/1, 152, 153/1 , 153/2 , 154/1 , 154/2 , 135/1 , 155/2 , 155/3 , 156/1, 156/2 , 
156/3, 156/4 , 157/1, 157/2 , 157/3 , 157/4 , 157/5, 158/2 , 158/3 , 158/4, 158/12, 158/14, 158/15, 158/1 (P ), 
159/1, 159/2, 159/3 , 160/1 , 160/2, 160/3 , 160/4 , 160/5, 161/1 , 161/2 , 161/3 , 162, 163/1, 163/2 , 164 (P ), 
165, 166 (P ), 167/1, 167/2 , 167/4, 168 , 169 (P ), 170 , 171/1 , 171/2, 171/3 , 171/4 , 172/1 , 172/2 , 172/3, 
172/4, 173 , 174 (P ), 175/2 , 175/1 (P ), 176 , 177 (P ), 179 (P ), 183/3 , 183/6 , 183/7 , 183/11, 183/1 (P ), 184/1, 
184/2 , 184/3 , 184/4 , 184/5 , 184/6 , 184/7 , 185/1, 185/2, 185/3, 185/4 , 186/1 , 186/2, 187/1, 187/2 , 188/1, 
188/2 , 188/3, 188/4, 188/5, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 191/9, 191/16, 191/1 (P), 250/1, 250/2, 250/3, 250/4 , 
250/5, 250/6 , 250/7 , 250/8 , 250/9 . 


5. Plot numbers to be acquired in village Ghatbara (Part): 1/2 (P ), 1/10, 1/19 (P ), 1/20, 1/21, 1/22, 2/1, 2/2, 

3/1 (P ), 3/2 (P ), 3/3 (P ), 3/4 (P ), 3/5 (P ), 4/1, 4/2 , 4/3 (P ), 4/4 (P ), 39 (P ), 40 (P ), 820/1 (P ). 


6- Plot numbers to be acquired in village Fatehpur ( Part): 

2 , 3/1 , 3/2, 3/3 , 3/4 , 315, 3/7 , 3/8 , 3/9 , 3/10, 3/11 , 3/12, 3/13 , 3/16 , 3/21, 3/23 , 3/24 , 3/25, 3178/371 , 
3/78/372, 386 KA , 376 KH , 4/1, 4/2, 5 , 6/1, 6 /2,6 /3, 6/4 , 6/5,7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2 , 14, 
15, 16 , 17/1, 17/2 , 18 , 19/1, 19/2 , 2011, 20/2 , 20/3 , 21, 22 , 23/1, 23/2, 233, 234, 23/5, 24 , 25 / 1,25 /2 , 25/3 , 
26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34/1 , 34/2 , 35/1 , 35/2 , 36/1 , 36/2 , 37, 38 , 39 , 40, 41, 42, 43, 44 , 45/1 , 45/2 , 
45/358, 46 , 47/1, 47/2 , 48/1, 48/2 , 49, 50 , 51/1, 51/2, 51/3 , 51/4 , 51/5, 52/1, 52/2 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 
59, 60/1 , 60/2 , 60/359, 61 , 62 , 63/1, 63/2 , 63/3 , 63/4, 63/5, 63/6 , 64, 65 , 66 , 67, 68/1 , 68/2 , 69/1, 69/2, 
69/3 , 69/4 , 70 , 71/1 , 71/2 , 72/1 , 72/2 , 73/1, 73/2 , 74 , 75/1, 75/2 , 75/3 , 75/4 , 75/5 , 75/6 , 75/7 , 76 , 77/1, 77/2, 
77/3 , 77/4 , 78/1, 78/2 , 78/3 , 78/4 , 78/5 , 78/6 , 79 , 81, 82 , 83 , 84 , 85/1, 85/2 , 86/1, 86/2 , 86/3 , 86/4 , 
86/360/3 , 86/360/1, 86/360/2 , 87, 88, 89/1, 89/2 , 89/3 , 89/4 , 90/1, 90/2 , 91/1, 91/2 , 91/3 , 91/4 , 91/5, 91/6 , 
92 , 93 , 94, 95/361, 95 , 96 , 97/364 , 97, 98/1, 98/2 , 98/3, 99/1, 99/2 , 99/3, 99/4, 99/5 , 99/6 , 99/7, 99/8 , 99/9, 
100 , 101, 102 , 103 , 104/1 , 104/2 , 104/3, 104/4 , 104/5, 104/6 , 104/7, 105, 106/1, 106/2 , 107, 108/1 , 108/2, 
109, 110, 111/1, 111/2 , 111/3 , 112 , 113, 114 , 115, 116 , 117/1 , 117/2 , 117/3 , 118/1, 118/2 , 118/3 , 118/4 , 
118/5 , 119 , 120 , 121, 122, 123/1, 123/2 , 123/3 , 124, 125/1, 125/2, 125/3 , 125/4, 125/5, 125/6 , 125/7, 
125/8 , 125/9 , 125/10 , 126 , 127, 128 , 129/1 , 129/2, 130, 131, 132/1, 132/2 , 133/1, 133/2, 134/1, 134/2, 135, 


11 1 ] 


SPTİRY E 17499, feria 6 BTİST 2018 


647 


136/1, 136/2 , 136/3 , 136/4 , 137/1 , 137/2 , 137/3 , 137/4, 138 , 139, 140 , 141, 142 , 143/1, 143/2 , 144 , 145 , 
146 , 147, 148 , 149 , 150 , 151, 152/363, 152 , 153/365, 153, 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159/1, 159/2, 160/1, 
160/2 , 161/1, 161/2 , 162/1 , 162/2 , 163/1 , 163/2 , 164/1 , 164/2 , 165/1 , 165/2, 165/366, 166/1, 166/2 , 166/3 , 
167/1 , 167/2 , 167/3 , 168, 169, 170 , 171, 172 , 173 , 174 , 175, 176 , 177/1 , 177/2 , 177/3 , 177/4 , 177/5 , 178 , 
179 , 180 , 181, 182/1 , 182/2 , 182/3 , 183, 184, 185, 186, 187/1 , 187/2 , 188 , 189, 190/1, 190/2 , 191/1, 191/2 , 
191/362, 192/1, 192/2 , 192/3 , 192/4 , 19275 , 192/6 , 193, 194 , 195 , 196 , 197 , 198, 199, 200/1, 200/2 , 201/1, 
201/2 , 202 , 203 , 204, 205 , 206/1 , 206/2 , 207, 208 , 209 , 210, 211, 212, 213/1, 213/2 , 214 , 215 , 216 , 217, 
218 , 219/1 , 219/2 , 220 , 221, 222 , 223 , 224, 225 , 226 , 227, 228 , 229, 230/1 , 230/2 , 230/3 , 231, 232 , 233 , 
234 , 235, 236 , 237, 238 , 239 , 240 , 241, 242, 243 , 244/1, 244/2 , 244/3 , 245 , 246 , 247, 248 , 249, 250/1 , 
250/2 , 250/3 , 250/4 , 250/5 , 250/6 , 251, 252 , 253 , 254/1 , 254/2 , 254/3 , 254/4 , 254/5 , 255, 256 , 257/1, 
257/2 , 258 , 259/1 , 259/2 , 259/3 , 259/4 , 259/5 , 259/6 , 259/7 , 259/8 , 259/9 , 259/10 , 260, 261, 262 , 263 , 
264 (P ), 265(P ), 270/1 , 270/2 , 270/3 (P ), 270/4 , 271/1 ( P ), 271/2 , 277 (P ), 278/2 , 278/3 , 278/7 , 278/1 (P ), 
278/4 (P ), 278/5 (P ), 278/6 (P ), 279, 280/2 , 280/3 , 280/4 , 280/5 , 280/6 , 280/7 , 280/8 , 280/9 , 280/10 , 
280/11 , 280/1 (P ), 288, 303/1 (P ), 304 (p ), 305, 306 , 307/1 ( P ), 307/2, 307/3( P ), 308, 309, 310, 311, 312, 
313/1( P ), 314 (P ), 315/1 , 315/2 , 315/3 , 315/4 , 315/5 , 31576 , 316 . 


Plot details of Protected and Reserved Forest Land : 
1982 (Part), 1981 (Part), P - 1986 (Part ), P - 1997 (Part), P - 2006 , P - 2005 (Part ), P - 1998 (Part). 


Boundary Description : 


H - A : Line starts from point H in Janardanpur village & passes through southern boundary of forest 

compartment number P1997 and plot numbers, 457, 454 , 465 etc. and also passes through plot numbers 
502 , 503, 524,529 , 687 etc. of village Salhi and meets at point A in the middle of the Salhi village. 


A - B : Line starts from point.A of village Salhi and passes through plot numbers 710, 711 & also passes 

through plot nos. 164, 166 , 176 etc. middle of the Hariharpur village and also passes through western 
boundary of forest compartment P2005 and plot nos: 3, 4 etc. of village Ghatbara and western boundary 
of forest compartment P1998 and meets at point B near the western boundary of Ghatbara village. 


B - C : Line starts from point B of village Ghatbarra and passes through plot numbers 314, 264 , 277 etc of 

village Fatehpur and passes through North East boundary of forest compartment 1981 and meets at 
point C near the eastern boundary of Tara village. 


C - D -E - F -G - H : Line starts from point C of village Tara and passes through plot numbers 783,794 etc.meets 
at point D near the north eastern boundary of Tara village . And Line starts from point D of Tara village and 
passes through forest compartment P1986 and plot number 659 of Tara village and meets at point E near the 
north eastern boundary of Tara village. And line starts from point E of Tara village and passes through forest 
compartment P1986 and plot number 605.of Tara village and meets at point F near the southern boundary of 
Janardanpur village. And line starts from point Fof Janardanpur village and passes through forest 
compartment 1982 and meets at point G near the south eastern boundary of Janardanpur village. And line 
starts from at point G of Janardanpur village and passes through forest compartment 1982 and plot numbers 
410 , 408 and passes through forest compartment P 1997 and meets at point H in the middle of Janardanpur 
village. 


[F. No. 43015 /28/ 2017 -LA & IR ) 


Ressam 


( R.S. Saroj 
Under Secretary to the Government of India 


